ॐ+ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 


वर्षे ३१ 


409. 


हि आर 


च्येयं सदा परिभवप्तमभीश्दोहं तीथीस्पदं शिवविरिश्विलुतं शरण्यस्‌ । 


भृत्यातिंहं ग्रणतपारभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्म॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ५। ३३ } 


` गोरखपुर, सोर भाद्रपद २०१४, अगस्त १९५७ | 


' संख्या ८ 
पूर्ण संख्या ३६९ 


7 « 
मि 
| 


ऋक्षराजद्वारा मणियुक्त कन्या-अर्पण 


जञानेडँ में तुम न्नि्ुवन ईसा । पुरुष पुरान ब्रिच्यु जगदीसा ॥ 
संभव पाछि करहु संघारा। एक अनेक सकल आधारा ॥ 
x x x २६ 

पट्टि बिधि रिच्छराज जब जाना । इरि बोळे तब करि सनमाना ॥ 
निज कर कंज प्रथम तेहि गाता । परखो दीन बंधु जन त्राता ॥ 
परम कृपाल भक्त भय भंजन । मंद दास जुत कह जढुनंदन ॥ 
अहो रिच्छपति में इत आयो । कारन तासु न तोदि सुनायो ॥ 
एहि मनि कारन मो कहूँ छोगू । मिथ्या दोष छगावद रोगू ॥ 
सो षह रोग मिटे मनि पाए । देउँ तिन्दहि जिन्द दोष छगाए ॥ 
बचन सुनत हरधा रिच्छेसा । हरषित चित सिर धरेउ निदेसा ॥ 
निज कन्या प्रभु लायक जानी । मनि जुते निज कर अरपेउ आनी ॥ 

[ भीमदूमागवतके प्राचीन पद्चानुवादसे ] 


— >%क-4<ट-३ 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


RDN SUR 


कल्याण 


याद रक्खो- जो तुम्हारे साथ घृणाद्ेष करते हैं, 
अन्याङ्क्ुराई करते हैं, अपने खार्थकी रक्षाके लिये 
तुम्हारे खार्थकी हानि करते हैं, वे खयं अपना ही अनिष्ट 
कर रहे हैं । इसलिये वे मूर्ख हैं, दयाके पात्र हैं, प्रेमके 
पात्र हैं| उनके प्रति दया करो, घृणा और द्वेषके बदलेमें 
प्रेम करो, अन्याय और बुराईके बदलेमें उनके साथ उदारता 
भौर भलाई बरतो, उनके खार्थकी रक्षाके लिये अपना 
साथ छोड़ दो । तुम्हें सब ओरसे प्रेम मिलेगा, भलाई 
मिलेगी और तुम्हारे सच्चे खार्थकी सिद्धि होगी । इसीमें 
तुम्हारी बुद्धिमानी हैः 
याद रक्‍्खो---सारा ब्रह्माण्ड एक ही ईश्चरका विराट 
शरीर है, तुम उसके एक अङ्ग हो । तुम्हारा न अळग 
स्वार्थ है, न अलग छाम है | सबका खार्थ ही तुम्हारा 
खार्थ है, सबको होनेवाला छाभ ही तुम्हारा लाम है | 
शतएव कभी भूलकर भी ऐसा काम न करो, जिसमें 
सबका छाभ न हो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है । 
याद्‌ रक्खो--बाहरका कोई मनुष्य तुम्हारा शत्रु नहीं 
है, तुम्हारा बुरे विचारोंसे भरा मन ही तुम्हारा शत्रु है । 
इसलिये जब तुम्हें यह दिखायी दे कि अमुक मनुष्य 
बिना ही कारण तुमसे घृणा, द्वेष और शत्रुता कर रहा 
है, उसका खभाव ही बुरा है, जो तुम्हारे साथ सहज ही 
बुराई करता है, तब अपने अंदरकी ओर गहराईसे 
देखो और जाँच करो--कहीं तुम्हारे मनमें उसके प्रति 
या उसी-जैसे किसी दूसरेके प्रति धृणा, द्वेष या शत्रुताके 
छिपे भाव तो नहीं हैं ? तुम्हारे द्वारा किसी मी प्रकार- 
से उसकी अनिष्टचिन्ता तो नहीं हो रही है ? उसके 
पतन तथा दुःखमें तुम्हारे मनमें सूक्ष्म भी सुखका अनुभव 
तो नहीं हो रहा हैँ ! यदि ऐसी कोई बात हो तो उसे 
तुरंत निकाळकर उसके प्रति प्रेम करो, उसका हित 
चिन्तन और हित-साधन करो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है | 
याद रक्खो-यदि वस्तुतः कोई अपने बुरे 
हा वश होकर ही तुम्हारी बुराई करता है तो 
छसका भी प्रतीकार बदलेमें उसकी बुराई 


है । तुम यदि बुराईके बदलेमें बुराई, घृणाके बदलेमे 
घृणा करते हो तो स्पष्ट ही तुम्हारे अंदर ये निश्चित 
हानिप्रद मूर्खतापूर्ण विचार मौजूद हैं | इनसे तो अभ्रिमें 
आइति डालकर उसे भड्कानेकी 'माँति तुम उसकी बुराई 
तथा घृणाको और भी बढ़ा दोगे | इससे तुम्हारी और 
उसकी दोनोंकी ही हानि होगी | छाभ तो इसीमें है कि 
तुम उसकी बुराई तथा घृणाका बदला प्रेम और उसका 
हित-साधन करके दो । इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है । 

याद रक्खो- जितना तुम यह सोचते हो और 
निश्चय करते हो कि अमुक मनुःयमें इतनी बुराई है, 
इतने अवगुण हैं, उतनी ही बुराई तथां उतने ही अवगुण ' 
तुम उसको दे देते हो । उसमें बुराई नहीं है तो आ जाती 
है. और किसी अंरामें है तो बढ़ जाती है | अतएत्र तुम 
उस बुराईके निश्चित भागी होते हो। इसी प्रकार तुम यदि 
किसीमें गुण देखते हो तो उसे गुण देते हो;अतएव सबमें गुण 
देखकर सबसे प्यार करो, इसीमें तुम्हारी बुद्विमानी है । 

याद रक्खो--प्रेमसे प्रेम उत्पन्न होता है, सेत्रासे 
सेवा-भावना बढ़ती है, घृणासे घृणा बढ़ती है और 
अहितसे अहित-भावना बढ़ती है | तुम जो दोगे, वही 
तुम्हारे पास अनन्तगुना होकर लौट आयेगा | तुम सबसे 
प्रेम करो-तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-्रेम मिलेगा । तुम्हारे 
हृदयम, तुम्हारे आस-पास, तुम्हारे वातातरणमे ग्रेम-सुधा- 
की आनन्दमयी नदी बहने लगेगी, जो तुम्हें तथा तुम्हारे 
साथ ही सत्रको सुखी बनानेमें समर्थ होगी । अतएव 
सदा सबसे प्रेम करो । घृणा, द्वेषका सामना विशेष 
प्रेमसे करो--इसीमें तुम्हारी बुद्धिमानी है । 

याद रक्खो--जो मनुष्य जितना ही अधिक ओर 
खाथरहित प्रेम करता है, उतना ही अधिक भगवान्‌ 
उसके समीप आते हैं; क्योंकि भगवान्‌ प्रेमखरूप ही 


' हैँ और जितनी ही भगवानकी अधिक समीपता होगी, उतने 


ही सबमें भगवानके दर्शन सहज सुलभ हो जायँगे। फिर तो 
तुम्हें सबेत्र सबमें भगवान्‌ और भगवानके दिव्य गुण ही 
दिखायी देंगे; अत: यही करो- इसीमे तुम्हारी बुद्धिमानी है । 


€ एच! 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संसार मनोमात्र है 
( ढेखक- खामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज ) है 


शुद्धोऽसि वुद्धोईसि निरञ्जनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि । 
संसारखभ॑ त्यज मोहनिद्रां 
मदालसा वाक्यसुचाच पुत्रम्‌ ॥ 
सती मदालसा अपने पुत्रको पलनेपर झुळाते समय 
गाती है कि 'हे पुत्र | तुम खरूपसे शुद्ध हो, बुद्ध हो 
तथा नित्य मुक्त हो, इस मायामय संसारके साथ 
तुग्हारा कोई सम्बन्ध नहीं | यढ संसार जो दीखता है, 
खम्नके समान मनोमात्र है; इसलिये मोहरूपी निद्रासे 
जाग जाओ ।' 

“संसार तो भाई ! मनोमात्र हैः---यह वात सुनते 
ही एक सजन बोल उठे- “यद्द क्या कह रहें हो ? 
देखती आँखोंपर पट्टी क्यों बाँवते हो ? संसार तो प्रत्यक्ष 
है; जैसे हाथमे रखे आँवलेको देखनेके लिये दपणकी 
अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष वस्तुको सिद्ध 
करनेमें किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती । संसार 
तो प्रत्यक्ष हैं और उसमें शहर, गाँव, नदी, पवेत, जंगल, 
बाग-वगीचे, महल, झोपडी- सत्र प्रत्यक्ष दीख पड़ते 
हैं | कहीं तो व्याहके गीत गाये जाते हैं तो कहीं 
मृत्युका रोना-पीटना सुनायी देता है | कहीं पुत्र-जन्मके 
उपलक्ष्य मिठाई बॅटती है तो कहीं किसीके इकछौते 
बेटेके मरनेपर हाहाकार सुनायी देता है | कोई भूखसे 
व्याकुळ होकर एक टुकड़े रोटीके लिये तरस रहा है 
तो कहीं अन्नफे ढेर-के-डैर पड़े हैं। ऐसे अनेक प्रकारके 
अच्छे-बुरे दृश्य प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं; तो भी आप 
कहते हैं कि यह सत्र मनोमात्र है | यह जीती मक्खी 
कैसे निगळी जाय १? 

इसका उत्तर इतना ही है कि “भाई ! जरा धीरज 
रखो । आँखसे दीखनेत्राली सभी वस्तुएँ सच्ची नहीं 
होतीं; तथा जिस रूपमें वे दीखती हैं, उस रूपमे भी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नहीं होतीं | इसलिये यह कहना नहीं बनता किं जितनी 
आँखसे दीखती हैं उतनी ही वस्तुएँ हैं और जो 
नहीं दीखता, वह नहीं है .| यह वात जल्दी मानी 
नहीं जा सकती । फिर इस बुद्धिवाद और तर्कके 
युगमें तो कोई मानेगा ही कैसे £ अतएव इस 
वातको समझनेके लिये कुछ द्डान्तोकी आवश्यकता दै, 
जिनसे बात आसानीसे समझें आ जाय और फिर 
हृदयमें भी उतर आये | 

देखिये, यह एक हीरा है । इस द्वीरेको एक 
जौहरी और एक उपाधिधारी सज्जन देखते हैं । हीरेकी 
हाथमें लेकर और देखकर उपांधिधारी महाशय कहते हैं 

(ओहो ! हीरा तो बहुत अच्छा है | इसकी चमक 
देखनेसे तो जान पड़ता है कि यह बहुत ही मूल्यवान्‌ है |? 
उधर जौहरी ` हीरेको हाथमें लेकर झट अपनी जेत्रसे 
यन्त्र निकाळता है और उसकी सहायतासे हीरेकी ठीक- 
ठीक जाँच करता है | देख लेनेके वाद कहता है कि 
“इस हीरेकी चमक तो बहुत अच्छी है; पर इसमें अमुक 
ऐसी बड़ी कमी है किं इसकी कीमत एक कौड़ीकी 
भी नहीं है । मेरी रायसे इस हीरेको घरमें रखना भी 
नहीं चाहिये । नहीं तो अनिष्ट होगा |? 

अत्र इसमें किस प्रत्यक्ष ज्ञानको सत्य मानें ? इसका 
त्रिचार आप खयं कर ळें | इसलिये जो आँखोंसे दीखता 
है; वह सदा यथार्थरूपमे ही नहीं दीखता | 

दूसरा उदाहरण लीजिये | एक काँचका प्याला पड़ा 
है । उसमें पानी भरा है । निरी आँखोंसे देखनेपर बह 
पानी खच्छ दीखता है, परंतु सूक्ष्मदशक यन्त्रकी 
सहायतासे देखेंगे तो उसमें असंख्य जीव दीख पड़ेंगे । 
फिर भला, प्रत्यश्षकी क्या महिमा रह गयी १ 


तीसरा इष्टान्त लीजिये । सामान्य मनुष्यको सूर्य: 


~ 
2०७ 


जक 


क. 


कल्याण 


न ०९२ 


याळी-जितना गोळ दीखता है और ऐसा लगता है कि 
बह पृथ्ढीके आसपास घूम रहा है; क्योंकि वह प्रतिदिन 
सबेरे उगता और शामको अस्त होता प्रत्यक्ष दीखता 
है | परंतु जिसको खगोल-विधाका ज्ञान है, उसकी 
दृष्टिमै तो सुर्यं पृथ्वीकी अपेक्षा कई लाख गुना 
बड़ा है. और पृथ्वी उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करती 
हुई अपनी घुरीके उपर भी रटूके समान घूमती रहती 
है इसी कारण ऋतु तथा दिन-रात यथासमय हुआ 
करते हैं । यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञानका क्या मूल्य है. ! 


इन सब दषटान्तोसे यह प्रत्यक्ष समझ आ जायगा 
कि ज्ञान दो प्रकारसे होता है--( १ ) केवल निरी 
आँखोंसे देखकर और ( २ ) किसी यन्त्रकी सहायतासे, 
अथत्रा शिक्षित सूक्ष्म बुद्धिकी सद्दायतासे देखकर । इनमें 
पहले प्रकारका ज्ञान तो सर्वसाधारणको एक-सा ही 
होता है; क्योंकि इसमें आँखसे जितना दीख सकता है, 
उतना ही दीखता है | यह ज्ञान बहुधा अज्ञान ही होता 
है | दूसरे प्रकारका ज्ञान बहुत अंशोमें यथार्थ होता 
है. | “बहुत अंशोः लिखनेका कारण यह है कि हमारे 
बनाये हुए यन्त्र परिमित शक्तिवाले होते हैं. तथा हमारी 
आँखोंमें देखनेकी शक्ति भी सीमित होती हैं । इसलिये 
आज जो दीखता है, वही त्रिकालात्राधित सत्यखरूपमें 
है--यह कहा नहीं जा सकता; क्योंकि भविष्यमें दूसरे 
यन्त्रोंका आत्रिष्कार हो सकता है और उसके द्वारा 
जैसे भूतकाठमें हो चुका है, बैसे ही आज जिसको 
हम सत्य कहते हैं, वह असत्य भी निकळ सकता है ।% 


मी Fn REN EE 
# पिछले दिनों पश्चिमी वैज्ञानिकोंमें सूर्य सचमुच स्थिर 


है था नहीं इस विषय मतभेद हो गया है । उनके 
शोधका परिणाम क्या दोगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता । 


_ ० हमारे शास्रोमि तो दोनों पक्ष हैं । एक पक्ष सूर्यको खिर 


हम है और दूसरा पक्ष पृथ्वीको स्थिर 
भी ग्रह-गणितमें कोई अन्तर नहीं आता; 
“योगका समय दोनोंमें एक ही आता है । 


मानता दै) फिर 
क्योंकि ग्रहणादि 


| गन २९ 


पहले प्रकारके ज्ञानको क वा त समान्य हान वो ज्ञान और दूसरे 
प्रकारके ज्ञानको तरिशिट ज्ञान कह सकते हैं। हीरेके 
दृष्टान्तमें यन्त्रकी सहायतासे विशेष ज्ञान इंआ। यद्यपि 
उसमें भी बुद्धिकी कुशळताकी अपेक्षा तो थी ही 
और सूर्यके इशन्तमें उस विषयके अध्ययनके द्वारा 
प्राप्त सूक्ष्म बुद्धिको लेकर विशेष ज्ञान होता है । 
थे दो प्रकारके ज्ञान आपके सामने आये । अत्र 
एक तीसरे प्रकारके ज्ञानको भी समझ लीजिये । वह है 
श्रमज्ञान | कमीकमी भ्रमसे भी कार्यसिद्धि होती दीखती 
है । इस कारण श्रमको श्रमज्ञान नाम दिया जाता ह । 
बल्कि तल्लज्ञानकी बातोंको समझनेमें तो भ्रमज्ञान बहुत 
उपयोगी सिद्ध होता है. और इस कारण “संवादी जरम! 
को एक प्रमाण माना जाता है ।% 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो सामान्य ज्ञान अधिकांशमें 
श्रम नहीं तो और क्या है ? जिस जलमें असंख्य 
कीटाणु भरे हों, उसको खच्छ जल कहना और 
पृथ्वीकी अपेक्षा लाखों गुना बड़े सूर्यको थाली-जैसा 
कहना भ्रम नहीं तो और क्या है. ? 
दो आदमी शामके अँचेरेमै चले जा रहे हैं । रास्तेमे 
कुछ काढी-काढी बस्तु पड़ी देखकर दोनों आदमी चौंक- 
कर खड़े हो गये । एक आदमी उसे सर्प समझकर 
पीछे छौठनेके लिये तैयार हो जाता है । तब दूसरा 
आदमी कहता है---'इसमें इतनी डरनेकी बात क्या है ! 
साँप कमी एकदम यों ही नहीं काट लेता |? वदद 
आदमी अपनी जेबसे दियासछाई निकालकर एक बत्ती 
सुल्गाकर योडा समीप जाकर देखता है तो जान पड़ता 
है किवह साँप नहीं दै । इतनेमे दियासलाई बुझ जाती है । 
ड दद्म श्रीविद्यारण्य सुनिकतेई? २ 
स्वयं अ्रमोऽपि संघादी यथा सम्यकफलप्रदः । 
त्रह्मतत््वोपासनादि तथा मुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
जैसे संवादी भ्रम स्वयं श्रम होनेपर मी फल देनेमें 
समर्थ होता है? उसी प्रकार ब्रह्मतत्वकी उपासना मी मुक्ति 
फळ प्रदान करनेमें समर्थ होती दै । 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ८ | 


संसार मनोमात्र हैं 


१ ० ९, ३ 


झे 


फिर निश्चय करनेके लिये कुछ और पास जाकर बह दूसरी 
दियासलाई जलाता हैं तो देखता है कि एक चिथड़ेकी 
लीरी पड़ी इई है और ह्रासे हिळनेके कारण अँवेरेमें 
साँप-जैसी लगती है । तीसरी दियासलाईकी बत्ती 
जलाकर वह चिथड़ेमें लगा देता है । चिथड़ेके 
जळते ही प्रकारा हो उठता है और सर्प कहीं खोजनेपर 
भी नहीं मिळता । जो चियड़ा सॉपरे रूपमें दीखता था, 
बह जळ गया; तत्र फिर साँपकी भ्रान्ति कैसे हो: 
भ्रान्ति होनेके लिये कोई आधार तो चाहिये ही । शाल्नमे 
इसीको 'अघिष्ठान' कइते हैं । शाल्लीय भाग्रामें कहें 
तो कह सकते हैं कि साँपकी भ्रान्ति होनेमें चिथडेकी 
लीरी अधिष्ठान है.। 

इसी प्रकार बहुधा चमकती सीपमें चाँदीकी भ्रान्ति 
हो जाती है और इस श्रमज्ञानका दषटान्त तत््रज्ञानमें बहुत 
दिया जाता हैं । 

यह भ्रमज्ञान दो प्रकारका होता है--(१) निरुपाधिक 
और (२) सोपाधिक। चिथदेकी लीरीमें होनेत्राळी साँपकी 
श्रान्त निरुपाधिक श्रमका इडान्त है; क्योंकि यहाँ यह 
निश्चय हो जानेपर ही किं चिथड़ेकी ढीरी है, साँपकी भ्रान्ति 
दूर होती है । परंतु सोपाधिक श्रममें ऐसा नहीं होता । 

एक स्फरिक मणि पड़ी है | उसे पास ही एक 
छाल पुय पड़ा है । दूरसे देखनेपर स्टिक छाछ रंगका 
दीख पइता है; पास जाकर देखिये तो वह बिल्कुल सफेद 
है | इसलिये बुद्विसे यह निश्चय हो सकता है कि 
स्फटिकमं किसी भी प्रकारका रंग नहीं होता; तथापि 
जबतक छाल पुष्प हटाया न जायगा; तत्रतक वह ढाल 
रंगका ही दीखेगा । छाळ पुप्पको दूर करके हरी पत्ती 
रख दें तो स्फटिक हरे रंगका दीखेगा | पीछा फूळ रख दै 
तो पीले रंगका दिखलायी देगा | इसी प्रकार बुद्विसे 
निश्चय किया जा सकता है कि स्फटिकमें किसी प्रकारका 
रंग नहीं है | परंतु जवतक रंगीन वस्तुकी उपाधि 
उसके पास पड़ी है, तत्रतक स्फटिक उस वस्तुके रंगका 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


दीखेगा ही। उपाधिको दूर करते ही बढ अपने शुद्ध खरूप- 
में दीखने ळगेगा । इसलिये इस श्रमको सोपाधिक भ कहते 
हैं | 
ये तो हुए शाख्रमै दिये जानेत्राले दान्त । परंतु 

व्यावहारिक दृष्टान्तसे भी यह बात समझी जा सकती 
है । एक आदमी काले काँचक़ा चरमा पहने हैं | उसके 
सामने थाढीमें भात, चनेकी दाळ, मूँग, उड़द और छोटी- 
छोटी गे/डुँकी चपातियाँ रखो | उसको यह सारा अन्न 
काले रंगका दीख पड़ेगा, यद्यपि बुद्विसे वह इस वातको 
जानता है कि चावल सफेद होता है, चनेकी दाळ 
पीली होती है, मूँग हरा होता है, उड़द काळा होता 
है और गेहूँ लालिमा लिये हुए होता है | जब्रत़्क 
चइमेकी उपाधि दूर नहीं की जायगी, तत्रतक तो सब 
काला ही दीखेगा | यह हुआ सोपाधिक श्रमका व्याव- 
हारिक दृष्टान्त | > 

यहाँतक आकर हमने यह निश्चय" कर ळ्या कि 
आँखसे जो प्रत्यक्ष दीखता हैं, वह सत्य ही हो--ऐसी 
बात नहीं; तथा वड अपने यथार्थ रूपमें दीख पड़ता 
हो --ऐसी बात भी नहीं है । दियासळाई जळानेके पहले 
साँप प्रत्यक्ष ही था और सूज्मदशंक यन्त्रसे देखनेके 
पूर्व प्यालेका पानी भी खब्छ जान पड़ता था । 

वेदरान्तरशन तो कहता हैं कि आँखसे जो दीखता 
है, नाकसे जो सूँचा जाता है, जीमसे जो चखा जाता 
है तथा त्रचासे स्पश किया जाता है, वह सभी मिथ्या 
हैं | 'मिथ्या ही हैः---इसका अर्थ यइ है कि वह 


सत्र पखिर्तनशीछ है. तया क्षमे नाश होनेत्राळा है, | 


इसलिये वड्‌ एक खलप स्थिर नहीं रड सकता । 
जो आज क्षुद्र कीटके रूपमे दीखता है, वड काळान्तर- 
मं सरगम जाकर इन्द्रे आसनपर बैठ सकता दै। इस 
प्रकारले क्षण-क्षणमें बदळनेवाले संसारं ज्ञानीकी आस्था 


कँसे रह सकती है ? जो आज सुकोमल बालक है, वह | EE, ; 
कुछ ही समय बाद तगड़ा जवान दीख पडता है औ ` 


१ 
। 
दु 
६: 


५] 


१०९४ कल्याण | [ भाग ३१ 


TTT 


देखते ही देखते ` हाथमें लाठी लेकर उसके टेकेपर बडी 
कठिनतासे डगमगाता हुआ चलता है, फिर मरकर 
मिट्टीमें मिल जाता है । यह स्थिति प्राणिमात्रकी जहाँ 
नित्य ही देखनेमें आती है, उस संसारमै भला, कौन 
समझदार आदमी विश्वास करेगा ? आज पौघेमें जो नाजुक 
कळी होती है, वह. दूसरे दिन खिलकर सुन्दर पुप्प बन 
जाती है और तीसरे ही दिन सूखकर झड़ जाती है, 
ऐसे क्षणमङ्गर संसारके प्रति क्या बुद्विमान्‌ पुरुषकी 
सत्यबुद्धि हो सकती है! जो आज लक्ष्मीवान्‌ है 
और संसारमै सर्वत्र जिसका जय-जयकार बोला जाता है, 
वह एक दिन ऐसा आता है कि गली-गली भीख माँगता 
दीख पड़ता है; फिर भला, ऐसे संसारको कौन सच्चा 
कहेगा ? जो आदमी आज प्रखर बुद्धिवाला समझा जाता 
है, जिसकी विद्वानके रूपमें सारे जगत्‌में प्रसिद्धि है, 
ऐसे मनुष्यके मस्तिष्कका एकआध ज्ञानतन्तु बिगड़ 
जानेपर उसको जगतमें पागलकी तरह इधर-उधर भट- 
कते देखनेवाला कोई आदमी इस संसारको कैसे स्थिर 
कह सकता है । जो प्राणी आज क्वूतरके रूपमे दीख 
पड़ता है, कळ वही सर्प या सिंह हो जाता है और 
परसों वही देव या दानवरूपमें दीखता है ऐसे क्षणमङ्कुर 
संसारको कौन मिथ्या नहीं कहेगा ? 
बुद्धिको स्थिर करके, बृत्तिको तटस्थ रखकर कोई 
भी विंचारशील पुरुष इस प्रकार संसारका अवलोकन 
थोड़ी देर भी करता रहे तो उसको यह विश्वास हुए 
बिना नहीं रह सकता कि जो संसाररूपमें दीख पड़ता 
है, वह श्रन्ति ही है और वेदान्तदशन जो संसारको 
मिथ्या कहता है, वह यथार्थ ही है--एकान्तमें बैठकर 
खिर चित्तसे यह बिचार करते रहना चाहिये । 
यह बात झटपट समझमें आनेवाली नहीं है | इसको 
भी । .. समझनेके लिये एक प्रकारकी योग्यता प्राप्त करणी पड़ती 
” ग है । जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोगके लिये साधन तथा 
ग्रयोगके रहस्यकी जानकारी आवश्यक होती है, उसी 


प्रकार वेदान्तदर्शनके सिद्धान्तको समझनेके लिये भी 
योग्यता प्राप्त होनी चाहिये | वह योग्यता है साधन- 
चतुश्य-सम्प्न होकर अन्तःकरणके दोषोंको निवृत्त 
करना । इसके बिना सिद्धान्तका रहस्य समझमें नहीं 
आता । 

इतनी योग्यता प्राप्त करनेके पहले, अभी तो हमें 
“संसार मनोमात्र है? इस बातको तर्कसे देखना है । इस 
बुद्विवादके तर्कप्रधान युगमें जो बात तकसे समझायी 
जाती है, वह. झट समझमें आ जाती है। 

हम जब जागते होते हैं, तत्र हमारा मन आँखसे 
जगतके प्राणिपदार्थोकी देखता है, कानसे सुनता है, 
नाकसे सूँघता है आदि । इसका अर्थ इतना ही है कि 
मन जव बहिर्मुख होता है, तव संसार बाहर दीखता 
है, जिसको हम 'जाम्रतू प्रपञ्चः कहते हैं | जब हम सो 
जाते हैं, तव मन स्थूलशरीरके साथका सम्बन्ध छोड़कर 
अन्तर्मुख होता है । उस समय किसी भी इन्द्रियके साथ 
मनका सम्बन्ध नहीं रहता । निद्वाकालमें (हिंताः नामक 
एक अत्यन्त सूक्ष्म नाडीमें जाग्रतके संसारके समान ही 
खप्त-संसारकी रचना मन करता है, जिसको हम “खप्त- 
प्रपञ्च? कहते हैं | इस 'िता? नाडीकी सूक्ष्मता जानने 
योग्य है | वह सिरके बालके सौवें भाग-जैसी सूक्ष्म है, 
फिर भी उसमें मन जाग्रत-प्रपञ्चके समान ही खम- 
जगत्‌की सृष्टि करता है | ऐसी सूक्ष्म नाडीमें इतना 
बड़ा संसार कैसे समा सकता है, यह भी विचारणीय 
है | अब यही मन जब अपने उपादान अज्ञानमें लयको 
प्राप्त होता है, तत्र उस स्थितिको हम सुषृप्ति-अवस्था 
कहते हैं | इस अबस्थामें संसारका कारण मन ळयको 
प्राप्त हो जाता है, फलतः संसारकी रचना करनेवाळा 
अन्य कोई नहीं रह जाता; अतएत्र संसारकी प्रतीति नहीं 


. होती । आत्मा तो मनकी इन तीनों अवस्थाओंमें साक्षी- 


रूपसे उपस्थित ही रहता है | यदि आत्मा विद्यमान न ही 
तो जाग्रत्‌ अवस्थे जाग्नत-प्रपश्चका अनुभव कौन करे, 


. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ८ ] 


संसार मनोमात्र है 


१०९५ 


खमावस्थामे खप्त-प्रपश्चका अनुभव कौन करे तथा फिर 
सुषुप्ति अत्रस्थामे संसार कहीं है ही नहीं--यह अनुभव 
किसको हो ? इसलिये मनकी इन तीनों अवस्थाओंका 
अनुभव करनेवाला आत्मा तो सर्वत्र ही अनुस्यूत रहता 
है | जाग्रत्‌-खभमे क्रमशः स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च दीखता 
है और सुषृप्तिमें प्रपञ्च नहीं दीखता--इसका कारण यही 
है कि संसार मनोमात्र है।यह बात अन्वय-व्यतिरेक- 
युक्तिसे सिद्ध की जा सकती है | अन्वय-- अर्थात्‌ जहाँ 
मन है, वहाँ संसार भासता है--जैसे जाग्रत्‌-सप्नावस्थामें 
मन रहता है, इसलिये वहाँ संसार दिखलायी देता है । 
और व्यतिरेक अर्थात्‌ जहाँ मन नहीं, वहाँ संसार भी 
नहीं दीखता । सुषृप्ति-अवस्थामें मन लयको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ हाजिर नहीं रहता, इसलिये वहाँ संसार भी 
नहीं दिखलायी देता | 

यहाँतक हमने यह सिद्ध किया कि संसार मनका 
धर्मं है, आत्माका नहीं | आत्मा तो केवल द्रष्टारूपमें 
सनकी संसार-रचना और लयको समान भावसे देखता 
है | मन जब संसारकी रचना करता है, तब आत्माको 
कोई आनन्द नहीं होता तथा जब उसका ल्य करता 
है, तब उसको कोई खेद नहीं होता | सभी अवस्थाओं में 
आत्मा निर्विकार और शान्त रहता है | इस बातके 
समर्थनमें अब कुछ शात्रोंका प्रमाण भी देख लीजिये । 
आप्तवाक्य भी एक खतन्त्र प्रमाण होता है | इसलिये जब 
जो कोई बात युक्तिसे समझायी जाती है और उसका 
झाख्रसे समर्थन मिळता है, तभी उस सिद्धान्तको यथार्थ 


समझना चाहिये | इस बातको समझना और समझकर : 


भनुमवमें उतारना तो साधन-सापेक्ष है । इसलिये जो 
साधन-सम्पन्न हैं, वे तो इसे अवश्य ही समझ छेंगे और 
संतोषका अनुभव करेंगे | जिनके पास सूक्ष्मबुद्धि है, 
पर वैराग्य आदि साधन नहीं है, वे बुद्विसे विचारको 
ग्रहण तो कर सकेंगे पर अनुभवमें नहीं उतार सकेंगे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


RT 


और "जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, उन्हें तो 
यह बात गपोडबाजी अथवा मिथ्या प्रजाप जान हड़नेकी 
पूरी सम्भावना है | 
इस ग्रसङ्गमें योगवासिष्ठमें कहा गया है--- 
चित्तमेच हि संखारो रागादिछ्लेशदूषितम्‌। 
तदेच तेैर्विनिमुक्त॑ भवान्त इति कथ्यते ॥ 
भाव यह है कि चित्त अर्थात्‌ मन जब रागादि 
पाँच छैशोंसे दूषित होता है, तब मन ही संसाररूपमें 
भासित होता है । वे पाँच क्लेश हैं---अविया, अस्मिता, 
राग, द्रेष और अमिनिवेश | जब मन इन पाँच छेशोंसे 
घिरा होता है, तब वही संसारखूपमें दीखता है और 
जव उसी मनको इन पाँचों केशॉसे मुक्त करके शुद्ध क्र 
छिया जाता है, तब संसार नहीं दीखता | 
फिर दूसरे प्रसङ्गमें कहते हैं--- 
'मन. एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय विषयासक्तं सुचये निर्विषयं स्सूतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन ही जन्म-मरणरूप संसारबन्धनका 
कारण है, उसी प्रकार मोक्ष देनेवाला भी मन ही ह्वै । 
जो मन विषयभोगमें आसक्ति रखता है, वही संसार- 
बन्धन कराता है और जब वह वित्रय-विसुख होता है, 
तब मोक्ष भी वही दिलाता है । 
इस सम्बन्धमें श्रीराङ्कराचार्य कहते हैं--- 
संसार; स्वम्नतुल्यो हि रागद्वेषादिखंकुलः । 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रवोधे सत्यसद्‌ भवेत्‌ ॥ 
निद्राकालमें मन जैसे खप्नसंसारकी सृष्टि करता है, 
वैसे ही राग-्वेपादिसे युक्त मन बाह्य संसारकी रचना करता 
है । इस प्रकार जाग्रत-प्रपश्न॒ भी खम्नःप्रपञ्चके समान 
ही मनोमात्र है; खप्न जैसे निद्रा-काळमें सत्य जान 
पड़ता है, उसी प्रकार जाग्रतू्पञ्च भी ज्ञानरूपी 
जागृति जबतक नहीं आती, तभीतक सत्य जान , - 
पड़ता है | नस 


१०९६ 


कल्याण 


[ भाग ३१ 


TTT 
इसी बातको और भी स्पष्ट करते इए वे कहते हैं--- बोध करानेसे ज्ञान तुरंत अपने-आप स्फुरित होता है । 


साततत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिका रजतं यथा। 
यावत्न शायते ब्रह्म सवोधिष्ठानमद्यम्‌॥ 
एक चमकती इई बड़ी सीप पड़ी है | उसके ऊपर 
सूर्यका प्रकाश पड़ता है । दूरसे वह ऐसी लगती है 
“मानो चाँदी हो । परंतु यह चाँदी तमीतक दीख 
पड़ती है, जवतक पास जाकर सीपीका ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर लिया जाता । जिस क्षण यह निश्चय हो जायगा 
कि वह सीप पड़ी है, उसी क्षण चाँदीका दीखना बंद 
हो जायगा | 
इसी प्रकार एक और अद्वितीय ब्रह्मका जो शस 
यागतका अधिष्ठान है ( उसी प्रकार जैसे सीप चाँदीके ज्ञान- 
का अधिष्टान थी, चिथडेकी छीरी जैसे सर्पज्ञानका 
अधिष्ठान थी ) जबतक ज्ञान नहीं होता, तमी- 
तक यह जगत्‌ दीख पड़ता है--ठीक उसी प्रकार जैसे 
अधिष्टानके ज्ञानके पहले चाँदी और सर्प दीख पड़ते थे। 
इस ज्ञानका अनुभव करनेके छिये श्रोत्रिय और 
ब्रह्मनिंष्ठ गुरुकी शरणमें जाना चाहिये | शरणमे जाते 
समय गुरुके प्रति कैसा भाव होना चाहिये---यह 
बतलाते हुए श्रुति कहती है-- 
यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
पहले तो ईश्वरके प्रति परम भक्ति होनी चाहिये । 
ईश्वरके प्रति यदि परम अनुराग न हो तो भला, उनको 
ग्राप्त करनेका प्रयत्न ही कैसे हो सकता है : फिर 
ईश्वरके प्रति जैसा भक्ति-भाव हो, वैसा ही गुरुके प्रति 
होना चाहिये । गुरुमें ईक्चरबुद्धि न हो तो यथार्थ ज्ञा 
` नहा हो सकता | इस प्रकारकी योग्यतात्राले शिष्यको 


अब गुरुके पास किस प्रकार बिनयसे जाना चाहिये, 
यह समझाते हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
तद्‌विक्नि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
अत्यन्त दीनभावसे साश्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करना, 
अर्थात्‌ बहुत ही नम्नभावसे गुरुकी शरणमें जाना 
चाहिये | गुरु बोध प्रदान करें; उस समय जो 
बात समझमें न आये, उसको प्रश्न करके त्रिवैकपूर्वक 
पूछना चाहिये, जिससे मनमें संशय न रह जाय । 
इन दोनोंसे बढ़कर आवश्यक बात तो यह हैं कि 
गुरुकी सेवा करके उनको संतुष्ट रखना चाहिये । ऐसा 
करते-करते गुरु प्रसन होकर एकं दिन अवश्य ज्ञानक 
खरूप समझा देंगे और साधक कृतकृत्य हो जायगा । 
जाम्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिमपश्चो. यः प्रकाशते । 
तद्‌ अह्माहमिति शात्वा स्ेपाशेः प्रमुच्यते ॥ 
जाग्रत, छप्न तथा सुषुप्तिकालमें जो कुछ प्रपश्चरूप- 
में दिखछायी देता है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। 
इसलिये प्रपश्चकी सत्ता ब्रह्मकी सत्तासे मिन्न या खतन्त्र 
नहीं है।( जैसे चाँदीकी सत्ता सीपकी सत्तासे तथा 
साँपकी सत्ता चिथडेकी लीरीकी सत्तासे भिन्न नहीं होती, 
उसी प्रकार उससे खतन्त्र भी नहीं होती । ) इस सारे 
प्रपश्चका अधिष्टानरूप जो ब्रह्म है, वही मैं खयं हूँ--- 
यह वात जब संशय-विपर्ययसे रहित होकर निश्चय हो 
जाती है, तव साधक सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है, 
जन्म-मृद्युरूप संसारसे तर जाता है, “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मे 
भवतिः---के अनुसार ब्रह्मरूप हो जाता है | 
३४० नमो नारायणाय | 


— BES —— 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सर्वोपयोगी सार-सार बातें 


( श्रद्धेय भीजयदयालूजी गोयन्दकाके एक व्याख्यानके आधारपर ) : 


आपको सार-सार बात वतळायी जाती है । एक तो 
अपने शरीरको कोई रोग हो जाय तो उसके वशीभूत 
नहीं होना चाहिये और बीमारीको बहुत महत्त्व नहीं 
देना चाहिये । महत्त्व देनेसे दारीरमें देहाभिमान और 
आसक्तिकी बृद्वि होती हैँ । 

दूसरी बात यह है कि शरीर, मन, वुद्धि, इन्द्रियों- 
से हर समय काम लेना चाहिये और उत्तम-से-उत्तम 
काम लेना चाहिये । सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि जिससे 
अपने आत्माका कल्याण हो, उद्धार हो---बैसा ही काम 
हमें शरीर आदिसे लेना चाहिये | 


तीसरी बात यह है कि अपनेमें कोई बुरी आदत हो 
या कोई दुव्यसन हो तो उसको दूर करनेके ख्ये उससे 

सम्बन्ध त्याग देना चाहिये | नहीं तो उसका दूर होना 
कठिन है | उदाहरणे लिये यदि हमारी पाँच व्यक्तियों- 
के साथ बैठकर ताश या चौपड खेलनेकी बान 
पड़ गयी हो तो उस बुरी ठेत्रको छुड़ानेके लिये 
जहाँ लोग तारा-चौपड़ खेळते हों, वहाँ उनके पास 
कभी नहीं जाना चाहिये | यदि कहीं इस प्रकारका 
संयोग उपस्थित हो जाय तो दूरसे ही उस मार्गसे हट 
जाना चाहिये | अथवा कोई कुमागमें जानेवाला मनुष्य हो और 
उसके सङ्गसे अपनेमें कोई बुरी आदत आ गयी हो तो 
पुनः उस कुमार्गगामी पुरुषका कमी सङ्ग ही न करे । 
संसारके लोगोंमें या अपनेमें जितनी भी कुटेवें हैं, सब- 
की-सत्र आसक्तिके ही कारण हैं | आसक्तिका नाम ही 
सङ्ग है । संयोगका नाम भी सङ्ग है | अतः उक्त दोनों- 
ही अर्थोमें सङ्गका त्याग कर देना चाहिये | 


आसक्तिका त्याग हो सके, तत्र तो आसक्तिका ही 


- त्याग करना चाहिये; सर्वोत्तम त्रात यही है किंतु हम यदि 


ऐसा न कर सकें तो बुराईके साथ कम-से-कम सम्बन्ध- 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९ 


बिच्छेद तो कर ही देना चाहिये | जगतमें जितने और 
जो भी मनुष्य हैं, उनसे अधिकांश जो पाप होते हैं, 
उनका एकमात्र कारण आसक्तिं ही है । यह आसक्ति 
इसछिये है कि भोगोंमें हमारी सुख-बुद्धि है, हमें भोगोंमें 
सुखकी प्रतीति होती है । वास्तवे भोगोंमें सुख है ही 
नहीं | ऐसी दझामें त्रिवेकद्रारा बुद्विसे मनको समझाना 
चाहिये और समझा-बुझाकर इस सुखबुद्धिका त्याग 
कराना चाहिये । [ 

समय नामकी जो वस्तु है, वह बहुत ही मूल्यवान्‌ 
है | ठाख रुपया व्यय करनेपर भी एक क्षणका भी 
समय नहीं मिळ सकता | अतः हमको अपने समका 
आदर करना चाहिये । जो समयका आदर करता है, 
बह्‌ कालको जौत लेता है अर्थात्‌ जन्म-मरणसे सदाके 
लिये छूट जाता है | फिर उसे काळ कभी नहीं मार 
सकता । यों समझना चाहिये कि अपने समयको नष्ट 
करना मनुष्य-जन्मको नष्ट करना है । 

एक ओर रुपया हो और दूसरी ओर समय, तो समयके 
लिये रुपयोंका त्याग किया जा सकता है; किंतु अपने 
समयको अत्रइय काममें ठाना चाहिये | जो अनुभत्री पुरुष 
हैं, उनके सङ्गसे हमें डाम उठाना चाढिये । इसी प्रकार 
जो वयोवृद्ध अर्थात्‌ अत्रस्थामे अपनेसे बड़े हों, उनके 
परिपक्क अनुभवले भी छाम उठाना चाहिये साथ ही 
महात्माओं, ज्ञानियों, सञ्जनों और मों तथा जितने भी 
उच्च कोटिके अच्छे-अब्छे पुरुष 'हैं, उनके सङ्गका लाम 
लेना चाहिये । इसक्गे विपरीत नास्तिक, पापी, नीच 
और दुर्व्यसनी पुरुषोंका सङ्घ कमी नहीं करना चाहिये । 
उनके साथ मित्रता तो कभी करनी ही नहीं | यदि 
किसी समय उनसे भेंट हो भी जाय तो भीतणसे प्रीति 
नहीं करनी चाहिये; मनन उनके प्रति उपेक्षा-बुद्धि ही 
रखनी चाहिये । योगदशेनमें बतलाया है--. ` 


१०९८ 


मैत्रीकरुणामुदितोपेश्चाणां सुखढुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌।' ( १। ३३) 

“सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्माओंमें क्रमश 
मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षाकी भावनासे चित्त 
निर्मळ होता है ।? 

ऊपरसे संयोग होनेपर भी भीतरसे जो उपेक्षा है, 
वह बहुत मूल्यवान्‌ वस्तु है । वाहरका संयोग हानि 
नहीं पहुँचा सकता, यदि भीतरमें उपेक्षा हो--जैसा कि 
पहले कह आये हैं । 

“सङ्गः शब्द आसक्तिका वाचक है और प्रीतिका भी । 
भीतरसे प्रीति अथत्रा आसक्तिका त्याग कर दिया जाय 
तो बाहरका संयोग उतना हानिकारक नहीं होता । 

परमात्माने जो कुछ भी ज्ञान अपनेको दिया है, 

उसका ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिये | ठीक उपयोग 
किये जानेसे उत्तरोत्तर उस ज्ञानकी वृद्धि होती है और वृद्धि 
होते-होते उस बढ़े हुए ज्ञानक्रे द्वारा परमात्माको जानकर 
मनुष्य मुक्त हो जाता है | परमात्माके विषयका जो ज्ञान है, 
उसे उत्तरोत्तर खूब बढ़ाना चाहिये | ईश्वरने जो हमलोगों- 
को ऐश्वर्य अर्थात्‌ मोग-सामप्री दी है, उसका भी उचित 
रूपमे उपयोग करना चाहिये अत्रश्य ही यह समझना 
चाहिये कि यह जो सामग्री भगवानूने हमको दी है, 
चह आत्माक्रे कल्याणक्रे लिये दी है, न कि भोगके लिये । 
उन सम्पूर्ण सामग्रियोंको ईश्वरकी सम्पत्ति समझकर और 
सबमें ईश्वरको ब्यापक जानकर उन सामग्रियोंसे जगदूप 
जनार्दनकी सेत्रा करना ही मुक्तिका मार्ग है । भगत्रान्‌- 
की दी हुई सामप्रीसे ही मगत्रानूकी सेवा करनी चाहिये। 
यों समझना चाहिये कि 'हम तो निमित्तमात्र हैं, भगवान्‌- 
की सामग्री भंगत्रान्‌को ही अर्पण कर रहे हैं । इसमें 
हमारा क्या है, हमारे द्वारा तो उन्हीकी वस्तु उन्हींको 
सौंपी जाती है | उनकी वस्तु उन्हें न देकर यदि हम 
अपने उपभोगमें छायें तो यह तो एक प्रकारसें चोरी ही 
होगी |? भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 


कल्याण 


| भाग ११ 


चैदृत्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्के स्तेन पव सः ॥' | 
देवताओंकी दी हुई वस्तुको जो उन देवताओको | 
दिये बिना ही खयं भोगता है, वह चोर ही है । 
भगवान्‌की दी हुई वस्तु उन्हें अर्पित करके यदि 
हम शरीर-निर्वाहके लिये काममें लागें, तत्र तो वह हमारे | 
लिये भगवानका प्रसाद बन जाता है और उस भगवद्रसाद- | 
से बुद्धि शुद्ध होकर हमारे आत्माका कल्याण हो जाता 
है । यह एक प्रकारसे सिद्धान्तकी बात है कि हमारे | 
पास जो कुछ है, उसपर प्राणिमात्रका अधिकार है । | 
इसलिये सबको देनेके बाद जो बच रहे, वही हमारे , 
लिये प्रसाद है | अपने शरीरम तथा मन, बुद्धि एवं , 
इन्द्रियोंमे जो बल है, उसीका नाम आत्मबळ है । मन, ' 
बुद्धि, इन्द्रिय और शरीर--सबका नाम आत्मा है। यदि | 
हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो आगे जाकर हमें घोर | 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा । इसलिये पहलेसे ही सावधान | 
रहकर हमें अपनी शक्तियोंका उपयोग उचित रूपसे | 
करना चाहिये । भगवानने जो सामग्री हमको दी है, | 
वह आत्माके कल्याणके लिये दी है । जो भी. 
मनुष्य इस प्रकारकी सामग्रीको पाकर अपने आत्माका | 
कल्याण नहीं करता, उसे आगे जाकर घोर पश्चात्ताप. 
करना पड़ता है, यद्यपि समय बीत जानेपर इस पश्चात्तापसे कोई | 
बिशेष लाभ नहीं होता | इन सब बातोंको सोचकर हमें 
भगवत्कृपासे प्राप्त सामग्री और सामर्थ्यका उचित उपयोग ' 
करना चाहिये । अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियोंमें जो शक्ति 
है, उसके सदुपयोगमात्रसे हमारा कल्याण हो सकता है; 
और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है । यह शक्ति ही | 
पर्याप्त है । इसका उपयोग हम ठीक करें तो थोड़े ही ' 
समयमें इसी शक्तिके द्वारा हम भगवानको प्राप्त कर | 
सकते हैं; किंतु यदि इसका उपयोग हम ठीकसे न करें | 
तो सौ वर्ष बीत जानेपर भी हम उस लामसे वश्चित | 
ही रह जाते हैं. और अन्तमें यह सब सामग्री हमारे | 
लिये वेकार हो जाती है; क्योंकि उसे हमारा सम्बन्ध- | 


3 
(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ॥ 


संख्या ८ ] 


सर्वोपयोगी सार-सार बातें 


१०९९ 


~ 


विच्छेद हो जाता है । किसी भी वस्तुके साथ संयोग 
होनेपर उसका वियोग अवश्यम्भावी है; क्योंकि संयोग 
वियोगको लिये हुए ही होता है अर्थात्‌ संयोगका परिणाम 
वियोग निश्चित है | यह समझकर जबतक शारीर, मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रयोंके साथ हमारा संयोग है, तमीतक 
उनसे जो कुछ छाम हमें उठाना हो उठा लेना चाहिये । 
इसी प्रकार जो हमारे कुटुम्वी हैं--ल्ली है, 
पुत्र हैं तया और जितने भी हमारे सम्बन्धी अथवा प्रेमी 
हैं, उनका भी उपयोग हमळोगोंको उचितरूपसे करना 
चाहिये | उन सबको भगवानकी सेवामें छगा देना ही 
उनका समुचित उपयोग है और यही हमारा उनके प्रति 
सबसे वड़ा क्न्य है । खी हो तो उसे भी हम भगवान्‌- 
की भक्तिमें छगायें | पुत्र हो तो उसे भी और जो हमारे 
प्यारे मित्र, कुटुम्बी आदि हों, उन सबको भी सच्चे 
काममें--जिससे उनका कल्याण हो, ऐसे काममें 
छगाना ही हमारा कर्तव्य है। सबके कल्याणके अन्तर्गत 
ही हमारा अपना कल्पाण है | अपने कल्याणके लिये 
भगवानसे कोई अलग प्रार्थना नहीं करनी है । सबमें ही 
तो हम हैं । दूसरोंके हितके लिये हम अपने ऐश्वर्यका 
त्याग कर देते हैं---यह तो महत्त्वका कार्य है ही; इससे 
भी बढ़कर मूल्यवान्‌ कार्य यह है कि दूसरोंके कल्याणके 
लिये हम अपने कल्याणका भी त्याग कर दें | यह और 
भी महत्त्वपूर्ण त्याग है | मान ढीजिये भगवान्‌ हमसे 
यह कहें कि मैं तुमको दर्शन दे सकता हूँ, चाहे तुम 
कर लो या जिसे तुम कराना चाहो, उसे करा दो | 
. ऐसा अवसर आनेपर यदि हम खयं दर्शन न करके 
किसी दूसरेको दर्शन देनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना करें 
तो यह त्याग हमारे लिये विशेष मूल्यवान्‌ है | 
दूसरोंके साथ हम जो व्यत्रहार करते हैं, उनकी 
सेवा करते हैं, उनके प्रति उदारताका बर्ताव करते हैं-- 
यह भी हमारा बहुत उत्तम कार्य है; किंतु इसपे भी 
मंहत्तकी बात यह है कि हमारे उत्तम आचरणके 
ग्रभावसे दूसरा पुरुष भी वैसा ही वन जाय | मान 
छीजिये कि मैंने किसीका उपकार किया, सेवा की और 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ७” 


उसके हृदयपर यह छाप पड़ी कि “फिसीका उपकार 
करना, सेवा करना उत्तम बात है; मेरे द्वारा भी किखीकी 
सेत्रा वन जाय तो मेरा अहोमाग्य है |? इस प्रकारका भाव 
उसके इदयमें उत्तन्न हो गया तो यह हमारे द्वारा उसकी 
विशेष सेवा हुई । दूसरोंको शिक्षा देनेकी यह बहुत 
अच्छी पद्धति है | हम किसीको कहें कि “तुम छोगोंका 
उपकार किया करो, सेवा किया करो? इसकी अपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभावोत्पादक तरीका यह है कि हम उसकी सेवा 
करके अपनी क्रियासे उसे शिक्षा दें, उपदेश देकर नहीं । 
इसी प्रकार जो मनुष्य ख्यं सत्य बोलता है, 
्रह्मचर्यका पाठन करता है, ईश्वरकी भक्ति करता है, 


उसका जो छोगोंके मनपर यह असर पड़ता है कि सत्य | 


बोलना चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, ईश्वर- 
की भक्ति करनी चाहिये; यह शिक्षा देनेका प्रकार 


` बहुत ही उच्चकोटिका है । वाणीके द्वारा शिक्षा या उपदेश 


देनेका उतना मूल्य नहीं है, जितना आचरण करके उस 
आचरणके द्वारा शिक्षा देनेका है । 

साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
हमारे अंदर कहीं दिखाऊपन न आ जाय, अथवा अहंकार 
न आ जाय कि 'में शिक्षा देनेवाला हूँ, मुझसे लोग 
शिक्षा ळें, लोग मेरे आचरणको देखकर, उसे आदर्श 
मानकर ग्रहण करें |? यह भाव हमारे मनमें नहीं आना 
चाहिये, अपितु यह भाव आना चाहिये कि छोगोंका 
कल्याण कैसे हो, लोग उच्चकोटिके कैसे बनें । 

पिता खयं विद्वान्‌ होनेपर भी अपने लड़केको, 
अपनेसे जो अधिक विद्वान्‌ होते हैं, उनके पास शिक्षा 
लेनेके लिये भेजता है | वह हृदयसे चाहता है कि मुझसे भी 
अधिक योग्य मेरा लड़का बने | लड़का ही क्यों, और लोग 
भी तो हमारे भाई हैं । समी हमारे पूज्य हैं, सभी हमारे 
मित्र हैं + इतना ही नहीं, वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार 
तो सभी हमारे आत्मा, हमारे अपने खर्प हैं । इन 
सबका जो कल्याण है, वह हमारा ही तो कल्याण है | 


११०० 


भाई-भाईमें तथा अपने कुटुम्बमे और मित्रोमें जब बहुत 
अधिक प्रेम होता हैं, तव उनके छाभसे मनुष्य अधिक 
प्रसन्न होता है | अपने ढाभसे तो सभी हर्षित होते 
हैं । इससे यह समझता चाहिये कि सबको अपना 
आत्मा ही सत्रसे अधिक प्यारा है; किंतु अपने आत्मासे 
भी बढ़कर जत्र दूसरे प्यारे होते हैं, तत्र उनके लामसे 
अधिक प्रसन्नता होती हैं | होनी भी यही चाहिये । 
यही तो इस तरातकी परीक्षा है कि हमारा आत्ममाव 
कितना अधिक विस्तृत हुआ है | 
मान लीजिये, हमें एक लाख रुपये मिले और हमारे 
मित्रको दो छाख रुपये मिले | अत्र यदि मित्रको अधिक 
रुपया मिल्नेपर हमें अधिक प्रसन्नता हो, तब यह 
समझना चाहिये कि हमारा उसके साथ सच्चा मैत्रीमात्र 
है और वह हमें प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा है, शरीरसे 
भी. बढ़कर. प्यारा है । इसी प्रकार दूसरोंको उन्नत 
देखकर हमें अधिक प्रसन्नता होनी चाहिये | यह बहुत 
ही उच्चकोटिका भात्र है | 
यहाँ यह बात समझनेकी हैं कि हमें जो पुत्र प्यारा 
छगता है, बर पुत्रके लिये नहीं, अपितु हमारे लिये ही 
प्यारा ळगता है अर्यात्‌ हमारे खार्थक्रे लिये ही हमें 
अपना पुत्र प्यारा छगता है | हमारी खी जो हमको 
प्यारी ळगती हैं, वह हमारे सुखके लिये ही प्यारी छगती 
हैं । किंतु यह तो एक खार्थकी बात है, जो सारे 
संसारमें पायी जाती है | उच्चकोटिकी वात तो यह है 
कि हम जिससे भी प्यार करें, उसके ळिमे ही करें--न 
कि अपने खार्थके लिये; क्योंकि मह्दात्मालोग जिस 
किसीसे भी प्यार करते हैं, उसके हितके लिये ही 
करते हैं, अपने खार्थके लिये नहीं | यह भात्र जिनके 
हृदयमें होता है, उन्हींका असर होता है और उन्हींकी 
शिक्षा ळगती हैँ | भगवानकी दयासे सब लोगोंका उद्धार हो 
जाय; सवका कल्याण हो जाय, सत्र भगवान भक्त बन 
जाय--ऐसा भाव मनमें रखना वहुत ही उत्तम है | 


— Sra. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कल्याण 


ee ee 


एक मनुष्य अपना कल्याण चाहता है और दूसरा 
सत्रका कल्याण चाहता है, उन दोनोंमें सवका कल्याण 


चाहनेवाला ही उत्तम है | भगवानके यहाँ किसी बातकी | 
कमी तो हैं नहीं । वे चाहें तो एक क्षणमें सबका | 
कल्याण कर सकते हैं । परमात्माके पास मुक्तिका जो | 
भण्डार है, वह तो अट्ट है । भगवानकी इच्छासे | 
यदि सारी दुनियाका कल्याण हो सकता हो तो सबके | 


कल्याणकी इच्छा रखना यह अत्यधिक उत्तम भात्र है | 
सबका कल्याण हो जाय, ऐसा भाव रखना तो 
उत्तम है; किंतु अपना प्रभाव दूसरोंपर पड़े, यह इच्छा 


रखनेसे अहंकार आता है | अतः ऐसा उपाय सोचना: 


चाहिये कि जिससे अहंकार भी न आये और दूसरोंके 
कल्याणका भाव भी मनमें बना रहे। इसके लिये यह भात्र 


रखना उत्तम है कि किसीके द्वारा भी हो, सवका | 


कल्याण होना चाहिये । ळोगोंके कल्याणमें मैं ही 
निमित्त बनूँ, ऐसा आग्रह रखना ठीक नहीं । निमित्त 


भगवान्‌ चाहे किसीको बनायें, अपने तो यह्वी भाव । 
रखना चाहिये कि सत्रका परम हित हो, अर्थात्‌ सबका | 


कल्याण हो | 


ध्यानसहिंत भगान्‌का नाम-जंप करना बहुत ह्वी ' 
उत्तम है | उसे सभी कोई करें | हमारी बात मानकर | 
ही करें, ऐसी बात नहीं । अपने शुकी बात मानकर, | 
अच्छेअच्छे महात्मा पुरुषोंकी बात मानकर या किंसीकी भी | 


बात मानकर भगत्रान्‌का भजन-ध्यान करें, जिससे उनका 
कल्याण हो । किंतु हमारी जो उत्तम क्रिया है, उसको 
लोग देखेंगे अभा धारण करेंगे तो उनका भी हिते 
होगा--इस प्रकार अपनी क्रियाओंमें उत्तमताकी कल्पना 
करना अच्छा नहीं; क्योंकि उससे, अभिमान बढ़ता हैं। 
अतः हमें तो यही समझना चाहिये कि मेरी क्रिया 
अत्यन्त साधारण हैं; जो उत्तम पुरुप हैं, उन्हींकः 
अनुकरण करना चाहिये । 


सत्सङ्गसुवा 
[ गत्ताइसे आगे ] ९ 


६०. जीवनका एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्णकी प्राप्ति बना- 
कर जत्रतक मनसे अधिक-से-अधिक श्रीकृष्ण-चिन्तन 
नहीं होता, तबतक प्रेमी भक्तोंके प्रति आकर्षण तेजीसे 
बढ़ना कठिन है | आवश्यकता है केरळ इसी बातकी-- 
जिस किसी मी प्रकारसे मनमें श्रीकृष्णके गुणोकी, ठीला- 
की, नामकी मधुर-मधुर स्मृति बनी ही रहे । बस, इसी 
बातकी चेष्टा करें, इसीमें जीवनका साफल्य है और ऐसा 
करनेसे ही रास्ता .तय होगा । 


आँखोंके सामने आप यह स्थान देख रहे हैं, पाल 
तना दीख पड़ रहा है; पर यहींपर दिव्य सच्चिदानन्दमय 
बुन्दावन-राज्य है, यहीपर श्रीकृष्ण हैं और समस्त छीछा 
ठीक. यहींपर चल रही है । मनसे चिन्तन कीजिये- - 
«संघ्याका समय है, वनसे श्रीकृष्ण गायें चराकर लौट 
रहे हैँ । आगे गायोंकी कतार है, .गायें हुमग-हुमगकर 
श्रीकृष्णके पास जाना चाहती हैं । पीछे भी गायोंकी 
कतार है । बीचमें श्रीकृष्ण अत्यन्त मधुर खरसे वंशी बजा 
रहे हैं, ध्वनिकी मघुरृताके कारण गायोंमें भी एक अत्यन्त 
शान्ति-सी बीच-बीचमें आ जाती है । श्रीकृष्ण पीताम्बर 
पहने हुए हैं । घुँघ्राले केश मन्द-मन्द हवाके झोकोसे 
खछलाटपर आ जाते हैं । उन्हें वे बायें हाथसे हटा देते 
हैं | सड़कके किनारे श्रीगोपीजनोंकी कतार लगी हुई है । 
श्रीकृष्ण अपने बालेंको हटाकर कभी किलारेकी ओर, 
कभी' पीछेकी ओर ताक देते हैं, मुसकुरा देते हैं । थोड़ा 
आगे बढ़ते हैं, गायें भी आगे बढ़ती हैं | ग्वाळबाळ कभी 
उनके पीछे हो जाते हैं, कमी आगे ।""" "इस प्रकार 
सनको कभी गायमें, कभी ग्वाळनाळमें, कमी श्रीकृष्णमें,कमी 
श्रीकृष्णके सुकुटमें, कभी उनकी घुंघराळी अळकोंमें, कमी 
' चंशीमें, कभी चरणोंमें, कभी बृन्दावनके कदम्बके पेड़में, 
कमी आमके पेड़में और कमी अमरूदके पेडमें खिर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ८” 


करनेकी चेष्टा करें | मनको मुकुट देखनेमें लगाया और 
फिर आसानीसे जितनी देर वह टिक सके, उतनी देर उसे 
टिकाकर, जब हटने ठगे तो उनके किसी दूसरे अङ्गमें लगा 
लें | फिर वहाँसे उचटे तो तीसरे अङ्गमें लगाते रहिये । 
वन, नदी, पर्वत, गाय, सडक, गोपी, ग्वाल-बाल, आम, 
अमरूद, छीके, डंडे, बाँसुरी--ऐसी अनन्त चीजें हैं, 
जिनमें चाहियेगा तो मन छगा सकते हैं | बस, मनको 
फुरसत मत दीजिये | जीभ तो मशीनकी तरह नाम लेती 
रहे और मन बृन्दाबनके किसी भी पदार्थका चिन्तन ही 
करता रहे | बहुत जरूरी हो, तभी मनको बाहर छाइये | » 
नहीं तो, अन्तर्मुख रहकर प्रत्येक वृत्तिको बृन्दावनीय 
किसी भी पदार्थमें तदाकार करते रहिये | अभ्यास करने- 
से होगा, खूब आसानीसे होने लगेगा । सत्र भूलकर 
इसकी चेष्टा कीजिये; नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय 
नहीं है | 

जहाँ भीत दीखती है, मकान दीखते हैं, ठीले दीखते 
हैं, कूँआ दीखता है, पेड़ दीखते हैं, वहाँ आँख मूँदकर 


एक बार खूब दढ़तासे निश्चय कीजिये--“ओह ! यहाँ तो 


` वृन्दावन है; बस, वे पेड़, बे दृश्य हैं; बस, सामने श्रीकृष्ण 


हैं, गायें हैं; बस-बस यही हैं ।? इस प्रकार जितनी लीलाएँ 
पढ़ी हैं, सुनी हैं, जितनी सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनमंसे जिसकी 
ओर मन टने, उसीमें रम जाइये। तभी रास्ता तय होगा । 
मनको तन्मय करना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी करं । 
उनकी कृपाका आश्रय लेकर करें तो कुछ भी असम्भव 
नहीं । 

धबराना नहीं चाहिये | जिनकी अनन्त कृपासे 
मनमें घुँघढी लालसा पैदा इई है, उनकी कृपा निश्चय 
ही आगे भी बढ़ा ळे जायगी । जल्दी या देरी, पहुँचना 
तो है ही । राधा ! राधा ! राधा ! 


हि छ- पे 


११०२ 


अम्याससे सफलता मिलेगी ही | नाम तो खूब जल्दी आप उसमें न जाने कहाँ-से-कहाँ बह जायँगे । 


सछु जायगा हाँ, मनको खास खरूपकी ओर अथवा 
ढीलाकी ओर लगाकर दूसरा काम करनेमें विशेष गाढ़े 
क्षम्यासकी आवश्यकता है । बीच-वीचमें जल्दी-जल्दी 


स्मृति तो थोड़े ही अम्याससे सम्भव है । 
६१. छिनद्दि 'छिन सुरति होति री माई। 
योळनि मिळनि चलनि हँसि चितवनि प्रीतिरीति चतुराई ॥ 
साँझ समय गोधन सँग आवनि परम मनोहरताई। 
रूप सुधा आनंद सिंघुमें झलमलात तरुनाई ॥ 
अंगा अंग प्रति सैन सैन सजि धीरज देत छुड़ाई । 
उडि उडि लगत इगनि रोना सो जगमोहनी कन्हाइई ॥ 
सरियत सोचि सोचि बिन बातनि हौं बन गहन सुळाई । 
बछभ औचक आय मंद हँसि गहि सुज कंड लगाई ॥ 


पद्यका भावार्थ यह है--श्रीगोपी अथत्रा श्रीराधाजी . 


कहती हैं-सखि | वारःवार स्मृति हो रही है । वह 
बोलना, मिळना, चलना, सुसकाते हुए देखना, प्रीतिकी 
रीति, प्यारभरी चतुरता बार-बार याद आ जाती है । 
संध्याके समय श्यामसुन्दर गायोंके साथ आते थे, उस 
समय उनकी मनोहर छवि देखकर ऐसा प्रतीत होता था 
मानो सुन्दरतारूपी आनन्दमय--भमृतमय समुद्र लहरा 
रहा हो और तरुणता (किशोरावस्था) रूपी तरङ्गे उसमें 
झलमल-झलमल कर रही हों। श्यामसुन्दरका एक-एक अङ्ग 
क्या था, मानो कामदेवकी सेना हो । धीरज बरबस छूट 
जाता था | आँखोंपर किसी अङ्गकी छवि पड़ते ही माछूम 
पड़ता था मानो ऱयामसुन्दररूप जादूगरने टोना फेंका 
हो । समस्त जगतको मोहनेत्राळे कन्हाई अपने अङ्घोकी 
छविका टोना फेंककर हमें मोहित कर लेते थे । एक 
दिन मैं वनमें, गहन वनमें भूळ गढ़ी थी---उन प्रसङ्गं 
की याद कर-करके मृत्युका-सा दुःख होता है । इतनेमें 
ही अचानक इयामसुन्दर आये और मन्द-मन्द मुसकाकर 
मेरी मुजाओको पकड़कर मुझे कण्ठसे लगा लिया |? 
पदके इन भावोंपर एकान्तमें बैठकर विचार कीजिये | 
विचार करते समय मनमें एक रसकी धारा बह उठेगी। 


200 


क्ल्याण 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


। भाग:१ | 


६२. समी प्रैममयी लीळा तथा सभी ऐश्लर्यमयी लीला, | 
समस्त लीलाओंका आधार भगवान्‌ श्रीकृप्णकी ह्लादिनी | 
शक्ति श्रीराधाजी ही हैं । श्रीकृष्ण डीलाका आखाद लेते | 
हैं और श्रीराधाजी ळीळाका आखाद कराती हैं । ऐखचर्- | 
मयी छीलाके भी जैसे अनन्त स्तर हैं, वैसे ही प्रेममयी | 
ळीळाके भी अनन्त स्तर हैं । ब्रजळीळामें ग्वाळवालोंके साथ | 
जो लीला होती है, श्रीगोपीजनोके साथ जो लीछा होती | 
है तथा श्रीराधाजीके साथ--केत्रळ एक श्रीराधाजीके | 
साथ जो लीला होती है, इन तीनोंमें बड़ा अन्तर होता है। | 
इन तीनों लीलाओंमें भी कई स्तर हैं । इन स्तसेंका 
अनुभव प्रेमी साधककी साधनापर ही निर्भर रहता है । ' 
जो जितना ऊँचा होता है, वह उतने ही ऊँचे स्तरका ' 
अनुभव करता है | इन तीन लीळाओंमें जो गोप---्राल- 
चाळके' सङ्गकी ढीळा है, उसका अनुभव तो कुछ भाग्य- | 
वान्‌ संत कर पाते हैं | उनकी संख्या भी बहुत कम | 
ही है । पर श्रीगोपीजनोंके साथकी ' छीलाका अनुभव | 
करनेत्राले संत तो बहुत ही थोड़े होते हैं तथा श्रीराधा- 
जीके साथ जो ढीला होती है, उस लीलाको अनुभव 
करनेवाले तो इने-गिने कुछ त्रिरळे ही. होते हैं. | त्रात कर | 
लेना आसान है । शाख पढ़कर हम बहुत-सी बातें, लोगोंको | 
चकित कर देनेत्राळी बातें बता सकते हैं; परंतु सचमुच इन | 
लीलाओंका दर्शन होकर कृतार्थ होनेका सौभाग्य, इनमें 
खयं सम्मिलित होकर कृतार्थं होनेका सौभाग्य तो श्रीराधा- | 
रानीकी, श्रीकृष्णकी महान्‌ कृपासे फिसी-किसीको ही | 
होता है । जहाँ समस्त परमार्थ-साधंना एवं साध्यतत्त्र | 
समाप्त हो जाता है, वहाँ इस लीछां-तत्ततका श्रीगणेरा 
होता है । पर यह बात दिमागमें तबतक नहीं आ सकती, | 
जबतक कि भगतरत्कृपासे अन्तःकरण सर्वथा निर्मल होकर | 
कृपाके ही परायण नहीं हो जाता | 
वेदान्तकी सच्ची साधना यदि हो और सचमुच हम 
ब्रह्मप्राप्तिकी स्थिति प्राप्त कर सके तथा इसके बाद वस्तुतः, 


| 
| 


संख्या ८ ] 


भागे जो एक रहस्यमय अनिर्वचनीय सचिदानन्दमय 
साधनाका मार्ग है, वह आरम्म हो; तब कहीं सम्भव है 
कि मनुष्य असली सगुण-तत्तका रहस्य समझ सके । 
नहीं तो, होता क्या है कि दुःखकी निद्वत्ति हो जाती 
है, ब्रह्मानन्दकी अनुभूति हो जाती है । पर इससे भी 
परे कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, ऐसा अनिर्वचनीय कुछ 
भगवत्तत्त्त है, जो सरथा किसी भी साधनाके द्वारा नहीं 
समझा जा सकता । उस स्थितिकी प्राप्ति सभी ब्रह्मप्राप्त 
पुरुषोंको भी हो ही, यह निश्चित नियम नहीं है । हो 
भी सकती है, नहीं भी | 

ये सत्र उःटी-सीधी बातें झाख्नीय ज्ञान, तत्तज्ञानकी 
चर्चा आदि तो मनुष्य उसी क्षण भूछ जाय, यदि 
खप्तमें भी उसे एक हल्की-सी श्रीक्रष्णके रूपकी झाँकी 
देखनेको मिल जाय | वह जबतक नहीं मिळती, तमीतक 
सारी बहस, सारी उघेइ-बुन है । नारायणखामी 
थे--एक बार वे बैठे हुए थे, सामने श्रीकृष्ण दीखे । 
वे ठगे दौड़ने । दौड़ते-दौड़ते कुसुमसरोवरपर जा पहुँचे । 
वहाँ पहुँचकर देखा- -श्रीक्प्ण पीठकी ओर आ'गये । 
फिर पीछे दौड़े, दौड़ते-दौड़ते अपने स्थानपर आ गये । 
इसी प्रकार दिनभर दौड़ते देखकर पुजारीने पूछा-- 
“बाबा ! क्यों दौइते हो ?? उन्होंने कुछ उत्तर नहीं 
दिया । बहुत आग्रह करनेपर बोले- “मैया ! श्रीकृष्ण 
दीखते हैं, दीखनेपर ऐसी इच्छा होती है किं पकड़कर 
इनके हृदयमें समा जाऊँ; पर वे भागने ळते हैं | में 
भी दौड़ने ळगता हूँ । दौड़ते-दौड़ते जब थक जाता 
हूँ, तत्र वे पीछे दीखने ळग जाते हैं | में फिर पीछेकी 
ओर दौड़ने लगता हूँ । सारे दिन यही लीळा चल्ती 


रहती है |? पुजारीने पूछा--“ब्राबा | उनसे कुछ पूछते ` 


नहीं १? खामीजीने कहा---पहले तो बइत-सी बातें 
याद रहती हैं और सोचता हूँ---यह बात पूछूँगा, यह 
शाख्रीय बात जान. दूँगा; पर रूप देखते ही सब भूल 
जाता हूँ । बस, देखते ही रह जानेकी इच्छा छोड़कर 
बाकी सब भूल जाता हूँ ।? 


सतसङ्ग-सुधा 


TTT 


११०३ 


६३. श्रीकृष्ण श्रीगोपीजनोंसे कुरुक्षेत्रमे मिळनेपर 
कहते हैँ-“गोपियो ! तुमने हमें कृतन्न समझा छोगा; 
क्या करें, काम-काजकी भीड़में ठग गये । देखो, ईश्वर 
ही प्राणियोंका संयोग कराता है और वढी पुनः वियोग 
कराता हे सौभाग्यकी बात है कि 
हमारे प्रति तुमळोगोका प्रेम निश्चल रहा। बस, यह प्रेम 
ही सचमुच सार है ।' इस प्रकारका भाव 
श्रीमद्भागवतमें वर्णित है । पर वास्तवमें श्रीकृष्ण गोपीजनों- 


से हटकर भी नहीं हटे थे, श्रीकृष्ण हटते ही नहीं । . 


उद्धवजीके ज्ञानका गर्त्र शान्त होनेपर जब वे श्रीक्रष्ण- 
के पास ळीटे हैं, उस समयका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन नन्ददासजीने किया है--- 


गोपी गुन गावन छूग्यों, सोहन गुन गयो भूरि । 
x २८ x 


करुनामयी रसिकता है तुम्हरी सव झूँडी । 
जवं ही लों नहिं लख्यों तवहि छौं बाँधी मूठी ॥ 
सें जान्यौ व्रज जाय के तुम्हरो निर्दय रूप । 
जे तुम कों अवळंदहीं तिन कौं मेलो कूप ॥ 
कोन यह घ है । 
युनि पुनि कहे अहो खाम ! जाय टं दावन रहिये ॥ 
प्रम ग्रेम को पुंज जहाँ गोपिन सँग लह्दिये । 
और काम सव छाँडि कै उन लोगन सुख देहु ॥ 
नातरु टूव्यो जात है अबहाँ नेहु सनेहु । 
करोगे फिरि फद्दा ॥ 
सुनत सखा के बैन नैन भरि आए दोऊ। 
थिय प्रेम आवेस रही नाद्दी सुधि कोऊ ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका ह्वै रहि साँवर गात। 
कल्पतरोरुह साँचरो बजबनिता भई पात॥ 
उलहि अँग-अंग ते । 
ह्वै सचेत कहि भळे सखा! पठए सुधि ल्यावन ॥ 
अत्रगुन हमरे आइ तहाँ ते रगे वताचन। 
मोमें उन में अंतरो एको छिन भरि नाहिँ॥ 
ज्यों देखो मो माहि वे, त्यों हों उनहीं मार्ह ॥ 
तरंगनि बारि ज्यों । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११०४ 


गोपी रूप दिखाय तबे मोहन बनवारी ॥ 
कौ अम॒हि निवारि डारि मुख मोह की जारी । 
अपने रूप दिखाय पुनि गोपी रूप दुरा ॥ 
'नंददास' पावन भये जो यह लीळा गाय। 


प्रेम रस पुंजनी ॥ 
श्रीकृष्ण ही श्रीराधा हैं, श्रीगोपियाँ हैं । श्रीराधा, 


श्रीगोपियाँ ही श्रीकृष्ण हैं | पर वियोगके त्रिना प्रेमका 


त्रिकास नहीं होता--यह दिखानेके लिये, जगतके 
साधकोंको कृतार्थ करनेके लिये, ग्रेम-साधनाकी पद्धति 
सिखानेके लिये वियोगका अभिनयमात्र किया गया था। 
त्रजमें आज भी लीळा चल्ती रहती है, नित्य रसमयी 
लीछाका प्रवाह अनादि काळसे चलता आ रहा है। 
अनन्तकाल्तक चलता रहेगा | साधक जत्र उस लीलामें 
प्रवेश करता है, तब पहले कुछ दिन वहाँ नित्य 
सखियोंके सङ्गमें रहकर पकाया जाता है | वही हिलग- 
की स्थिति है । इसके बाद जब व्याकुलता चरम सीमाको 
पहुँच जाती है, तब रासमें सर्वप्रथम मिलन होकर--- 
अनुन्तकाल्के लिये खयं भी सेवामें अधिकार पाकर 
निह्दाछ हो जाता है | यह एक साधारण नियम है | यों 
तो श्रीकृष्ण जो चाहें, वही नियम साधकके लिये बन 
जायगा । 
प्रेममे त्याग-द्ी-त्याग है. । जिसके जीत्रनमें एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही साध्य-साधन हैं, उसीके लिये यह पथ है, 
दूसरेके लिये इसकी गुंजाइश नहीं है । पतित्रताकी तरह 
उसे बाट देखनी पड़ती है कि पतिका संदेशा लेकर कौन 
भाता है. | खयं चछकर दूतकी तळारामें पतिव्रता नहीं 
जाती । खामीका दूत ही पतित्रताके पास आता है । 
उसी प्रकार साधक श्रीङ्कष्णका नाम लेकर निरन्तर आँसू 
बढ्ता रहता हैं और श्रीकृष्णकी ओरसे समयोचित- 
अधिकारोचित चेश होती है | 


; मनमें तीत्र छगन, तीत्र चाह, उत्कण्ठाकी तीत्र आग 
हैं; पर बाहर किससे कद्दे ? साधक समझता है--. 


कल्याण 
ree > ८ 


| भाग ३१ 


“मेरे नाथ ! तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे पास साधन है, 


तुम चाहो तो आ सकते हो; पर मैं चलकर भी तुम्दारे | 
पास नहीं. पहुँच सकता । मेरे जीवनधन ! अनन्त | 


| 


जीबनकी चाह लेकर बैठा हूँ, कृपाकी डोरीको खयं | 


कृपा करके पकड़ा दो । अंधा हूँ, पथ नहीं जानता | ' 


मेरे प्रियतम ! जिस पथसे चलना चाहता हूँ, उसमें 
कोई साथी नहीं । तुम्दारे सिवा अवलम्बन नहीं, एकमात्र 
तुम्हीं सम्हाल सकते दो । सम्हाल छो, नाथ !? ऐसी 


प्रार्थना हो, निरन्तर मशीनकी तरह नाम मुंहसे निकलता / 


रहे तथा मन ढीलाकी -तरङ्गोंमें इबता-उतराता रहे 
यही करना चाहिये । 


आप सायंकाळ उ्योनारमें बैठे रह सकते हैं, पर | ' 
मनसे अपनेको बरसानेके 'सरोत्ररपर रख सकते हैं, | 


देख सकते हैं । वहाँ श्रीराधारानी हैं, ललिता हैं, श्रीकृष्ण ' 


हैं, मधुर बंशी बज रही है । सत्र हो सकता है; पर |. 


चलना होगा आपको ही, इसकी तैयारी करनी :पडेगी | 
आपको ही । सारा प्रपञ्च, सारा व्यवहार इसीके | 
अनुकूल होनेपर ही खीकार्य है; अन्यथा तुरंत सत्रकी | 
आइति देनेके लिये सच्ची छान रखनी पड़ेगी | मित्र -| ' 
रहेंगे, परिवार रहेगा, माँ रहेगी, पुत्र रहेंगे; आपके सिरपर ' 
पगड़ी, टोपी, बदनप्र कोट भी ऐसा ही रहेगा; पर |. 


मनमें एक विलक्षण ब्याकुलताकी आग जळती रहेगी । 
यह जलन बढ़ती ही चछी जायगी । “कैसे श्रीकृष्ण- 
चरणोंमें न्यौछावर हो जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ! 


एकान्तमें बैठकर रो पड़ियेंगा । यह होगा उनकी कंपासे | 


ही; पर उसके पहले आप भावना कीजिये, उनकी कृपा 
अनन्त है । कृपाकों ग्रहण करते चले जाइये । ग्रेम 
गली अति साँकरी, तामें द्वै न समाय |? 

६४. यहाँ आप्र जो चन, प्रैत, नदी, झरने; खी; 
पुरुष, दिंरन, गाय, पक्षी, महल, सड़क देखते हैं, जो 
कुछ भी खीसुरुपोमि, प्रिता-पुत्रमें, मित्र-मित्रमें प्रेमका 


~ (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ef A AB 


। संख्या ८ ] 
| 

| 
। भाव देखते हैं, इन्हें देखकर उस सच्चिदानन्दमय राज्यकी 
| कुछ कल्पना की जाती है | पर वास्तवमें वह राज्य नहीं 
| है, ऐसी बात नहीं है | बल्कि उस सचिदानन्दमय राज्यकी 
। उन-उन चीजोंके आधारपर ही ये चीजें भी कल्पित हुई 
| हैं, उसके आधारपर ही ये चीजें हैं, उस सचिदानन्द- 
| मय राज्यकी छाया-जैसी हैं | समझने-समझानेके लिये 
। कोई डृशान्त ही नहीं है । एक दिन सोच रहा था, कैसे 
समझाऊँ ? पासमें कमण्डलु पड़ा था, सूर्यकी किरणोंमें 
उसकी छाया पड़ रही थी । मैंने कमण्डलुको घुमाना शुरू 
किया । विचित्र-सी छाया बनती गयी | उस छायाको देखकर 
। कमी तो यह अनुमान हो सकता था कि कमण्डलु इस 
| छायाका आधार है; पर कमी-कमी तो यह पता ही नहीं 
। छग सकता था कि ऐसी छायाका आधार भी क्मण्डलु 
। हो सकता है । कुछ ऐसे ही यहाँ भी समझ सकते हैं | 
। यहाँ जो कुछ दीख रहा है---पहाड़, नदी, बन, सूर्य, 
| चन्द्र, गाय, सरोवर, ततेन, साड़ी, डंडा, खी-पुरुषका 
| ढाँचा, आपसमे प्रेमका व्यवहार---सब-की-सब चीजें उस 
। सचचिदानन्दमय राज्यकी नकल हैं | इन सबका आधार 
| वह सच्चिदानन्दमय राज्य ही है | पर वह दिव्य राज्य 
। त्रिगुणात्मक मायाके आवरणके अन्तरालसे प्रतिभासित 
| होकर विकृत हो जाता है | जहाँ आपको ये चीजें 
। दीखती हैं, वहींपर महान्‌ अनिर्वचनीय दिव्य सञ्चिदानन्द- 
। मय बृन्दावन है | पर अभी तो उसकी कल्पना सर्वथा 
। -असम्भव है | हाँ, इनको न देखकर इसके आधारपर 
। इष्टि डालते ही, मन टिकाते ही, इस भ्रान्तिमय छाया- 
| खरूप राज्यकी निवृत्ति हो जायगी; फिर वह चीज 
। देखनेको मिलेगी, जो सर्वथा सब ओरसे विकारहीन, 
। सञ्चिदानन्दमय है| : ` 

| सच्चे वेदान्ती तो साधना करके सत्ताखरूप 
। सच्चिदानन्दमय राञ्यमें विलीन हो जाते हैं | पर जो 
| लड़ने-झगड़नेवाले हैं, उन्हें यह समझाना ही कठिन है 


। कि ऐसी आन्ति इस रूपमे क्यों होती है | उनकी बुद्धि 
उनि 


सत्सङ्ग-सुधा 


११०५ 


यह समझ ही नहीं सकती कि ठीक इस श्रान्तिके 
अन्तरालमें कुछ-न-कुछ ऐसी ही, ज्यो-की-त्यो चीज है, 
जिसके कारण यह भ्रान्ति है । 

यहाँ आप पदोंमें सुनते हैं---श्रीकृष्ण गोपियोंको 
छेते हैं, किसीका हाथ पकड़ लेते हैं | अब ये चेष्टाएँ 
यद्यपि हैं ठीक ऐसी ही, पर ऐसी होकर भी ये लौकिक 
नहीं, परम दिव्य हैं, सर्वंथा चित्‌-आनन्द्से सब ओरसे 
ओतप्रोत हैं । उन्हें बुद्धिसे समझा ही नहीं जा सकता । 
उनका तो कोई बिरले भाग्यवान्‌ महात्मा ही अनुभव 
करते हैँ । अनुभवके पहले तो इन लीळा-प्रसङ्ञामें 
यहाँकी विकारमयी चीर्जोके व्रिकारमय भावोंका 
ही अधिकांश आरोप हो जाता है । महात्माळोग , 
ऐसी लीलाको चीनीके तूँबेसे उपमा देते हैं | चीनीका 
बनाया हुआ ठूँवा देखकर कोई भी समझ नहीं सकता 
कि यह कड़वे ठूँबेके अतिरिक्त कोई और चीज है। 
वह उसकी कटुताकी ही कल्पना सर्वया करता है । ऐसे 
ही इस लीलाकी अत्यन्त माधुर्यमयी, सच्चिदानन्दमयी बातें 
भी अनधिकारियोके द्वारा विकृत हो जाती हैं । सर्वया 
श्रीकृष्णकी कृपासे जो साधनामें प्रबृत्त होता है, वही 
अनुभव करके निहाळ होता है, अन्यथा कोई भी उपाय 
नहीं है । खूब सोच लें, यह दृढ सिद्धान्त मान छे-- 
समस्त जागतिक आसक्ति मिटाकर, समस्त आश्रय 
त्यागकर श्रीकृष्णको पकइना होगा; केत्रल तभी इस 
लीलाका उन्मेष सम्भव है । नहीं तो भ्रहप्राप्त पुरुषोमे 
भी इसका उन्मेष हो ही, यह नियम नहीं है । 

६५. जितनी चीजें आप देखते हैं, जो आपको प्यारी 
लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यहाँ इस 
राज्यके सम्बन्धसे तोड़कर उसे दिव्य राज्यसे जोड़ 
दीजिये । सुन्दर-से-सुन्दर बगीचा देखा है, कुलज देखी 
है, उसीके आधारपर उसमें दिब्यताका भाव करके, 
उसीका बुन्दावन-कुल्जके रूपमें चिन्तन कीजिये । आपके 
मनमें बढ़िया-से-बढ़िया घड़ेकी जो कल्पना हो, उसका 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११०६ 


मानसिक चित्र खींचकर उससे श्रीकृप्णका हाथ घुठाना 
` है” यह समझकर उस कलसेका ध्यान कीजिये । 
इसी प्रकार जिस लीलाका भी वर्णन पढ़ते हैं, उसके 
प्रत्येक वाक्यमे एक-एक दो-दो चीजोंका उल्लेख मिलेगा, 
जिन्हें आपने देखा है। बस, उन्हींका चिन्तन कीजिये । 
एकसे मन उचटते ही दूसरेसे जोड दीजिये । जिस 
प्रकारसे भी हो, मनको उसी राज्यकी किसी बस्तुसे 
जोड़े रहिये | फिर निश्चय मानिये कि उसीको निमित्त 
बनाकर श्रीकृष्णके दिव्य राज्यमें प्रवेशाधिकार मिल 
जायगा | मन टिकते ही, इस भ्रान्तिमय राज्यकी निदृत्ति 
हो जायगी और फिर टीक उसी जगह सत्य बस्तु, जो 
पहलेसे ही है, निरन्तर है, प्रकाशित हो जायगी । 
पूरी चेश करके मनको इस जगतसे निकालकर, यहींपर 
चलती हुई लीलामें, परम रमणीयरूपमें, द्वृक्ष, वासन 
साडी, पगड़ी आदिमें जोड़ दें; फिर निश्चय अभूतपूर्व 
शान्तिका अनुभव होगा | अभी मन दिन-रात चिन्तन 
करता है रतनगढ़, कलकत्ता, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, 
गढी, सड़क, यहाँके बासन, यहाँके कपडोंका । इनके 
बदले उसे बृन्दावनीय पदाथोमें जोड़िये | यही करना है, 
बस, इतना ही करना है। फिर भगवानकी इपाका समुद्र 
उथलकर आपके सामने असली वस्तुको प्रकट कर देगा । 
६६. भगत्रान्‌की समस्त छीळाओंका आधार (मूल) 
एकमात्र श्रीराधिकाजी ही हैं | ये खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की ह्वादिनी शक्ति हैं, खरूपा शक्ति हैं | ये ही अनन्तरूप 
धारण करके श्रीकृष्ण-ढीलाका सामञ्जस्य करती हैं । 
श्रीराधाजीकी ग्रेमलीछ इतनी ऊँची है. कि वस्तुतः वे 
जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहें, वही देख सकता 
है, दूसरा कोई उपाय नहीं है | वे आज मी हैं और 
भावनाके अनुसार जैसी भी इच्छा कीजियेगा, वैसी ही 
उसी क्षण उस इच्छाकी पूर्ति कर सकती हैं । जो 
श्रीकृष्ण हैं, वे ही राधा हैं । इनमें तनिक भी, रत्तीभर 
भी किसी भी प्रकारका अन्तर नहीं है । एक सच्ची 
. टना झनाता बरन हुए थी. |, 


कल्याण 


y eGangotri. Kamalakar Mishra Collection,’ Varanasi 


[ भाग ३१ 


तीन महात्मा घूम रहे थे । घूमते-घूमते उनमें जो 


कुछ अधिक आयुके थे, वे तो थक गये । उन्होंने कहा | 
_ “मैया, अब तुमलोग जाओ; मैँ तो अब यहीं आराम | 


करूँगा ।? तीनोंने दिनभर कुछ भी नहीं खाया था। | 
अतः एक तो ठहर गये, दो आगे बढे । बरसाना निकट | 


आ गया । दोनों बड़े श्रद्धालु थे । दोनोने आपसमें | 
सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो, श्रीजीके | 
अतिथि बनें । बात बिनोदमें हुई थी, अतः उन लोगेनि | 
फिर इसपर विचार नहीं किया । सोचा--अब रात हो 
गयी है, कहाँ माँगने जाये यहीं रातमें मन्दिरमें जो कुछ | 
प्रसाद मिछ जायगा, उसे खाकर पानी पी लेंगे । उस | 
दिन मन्दिरमे उत्सव था । उत्सब देखनेमें छग गये । । 
उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गये । करीब ग्यारह बजे | 
मन्दिरे पुजारीजी जोर-जोरसे पुकारकर कहने छगे-- | 
«अरे यहाँ दो आदमी श्रीजीके अतिथि कौन है. ? इन 
छोगोंने आवाज सुनी, वह विनोदकी वात याद आ गयी | | 
फिर ग्रेममें विभोर हो गये । दोनोंने कह दिया- कोई, 
होगा | पश्चात्‌ पुजारीजी इन दोनोंको ले गये और 
प्रसादमें जो-जो बढ़िया-से-बढ़िया चीजें थीं, भरपेट! 
खूब प्रेमसे दोनोंको खिलायीं | इन लोगोंने प्रेम 
भरकर खूब आनन्दसे प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृत होकर 
उसके वाद एकं छतरीमें जाकर सो रहे, वह वहाँरे 
दूर, कुछ ही दूर हठकर थी । जो सोनेके बाद दोनोंके 
एक ही समय एक ही खप्न आया। दोर्नेने देखा, “एव 
अत्यन्त सुन्दर बारह वर्षकी बालिका आयी है. और पूः 
रही है---'क्यों, तुमलोगोंने भरपेट भोजन तो किया | 
हमारे अतिथि हो न ? उन छोगोंने खप्नमे ही कहा 
(खुव छककर खाया ।' बाढिका बोढी---पर आज प्रसाद 
खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूल गया | व 
पान लेकर मैं आयी हूँ |! यह कहकर उसने दाना 
पास दो-दो खिल्ियाँ पानकी रख दीं । उसी समय दोन 
की नींद खुळ गयी | उठकर देखा तो सिरहाने दोर 


fl ER dE Ss 


ORE RSE 


संख्या ८ ] 


_ 


बीड़े पानके रखे इए हैं । दोनों रोने छरे, प्रेमसे 
व्याकुछ हो गये | पानकी बीडी मुँहमें रखकर प्रेममें 
अधीर हो गये । दोनोंने अपना खप्न एक दूसरेको 
सुनाया--एक ही समयमें दोनोंको एक ही खप्न हुआ था। 

यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है, 
वे शायद जीवित हैं | बात इतनी ही है कि श्रीराधारानी, 
श्रीकृष्ण केवल विश्वास देखते हैं; फिर जैसे भरपेट भोजन 
देकर उनको अतिथिके रूपमें खीकार कर लिया, वैसे 
ही सच्चे विज्वासके साथ उनका दर्शन चाहनेवाले, 
उनकी छीलाको देखकर कृतार्थ होनेकी इच्छा रखनेवाले- 
को वे अतिथि बनाकर उसका अतिथि-सत्कार कर सकते 
हैं | उनके लिये सभी समान हैं, किसीके प्रति भेदभाव 
नहीं है | अतः आप यदि अनन्य मनसे आतुर होकर 


काली ललल rrr 


भगवानूकी छगन 


क कक 


inne 


श्रीकृष्णसे, श्रीराधारानीसे चाहें कि “बस, आपका निरन्तर 
चिन्तन हो, निरन्तर आपकी लीळा सुननेको मिले तो 
सच मानिये, देरीका काम नहीं है | अन्य इस प्रार्थनाको 
वे सुनेंगे | पर प्रार्थना सच्ची हो तत्र | जबतक आपकी 
प्रार्थना सच्ची नहीं हो, तवतक झूठे ही मनसे वार-वार 
कहते रहिये | झूठी प्रार्थनाको भी वे कृपा करके. समय- 
पर सच्ची बना देते हैं । 

आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरन्तर 
श्रीकृष्णका स्मरण बना रहे और लीला सुननेको मिळे | 
यह बहुत ही उत्तम चाह है | वस चाहते चले जाइये, 
झूठी-सची जैसी भी चाह हो-चाहते ही चले जाइये | 
चाह बनी रहेगी तो वह॒ कभी सच्ची भी हो जायगी 
और किसी-न-किसी दिन पूर्ण कृपाका प्रकाश होगा ही ।' 


भगवानकी लगन 


( लेखक--डा ० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


(१) 

भगवानका साक्षात्कार करनेके लिये किसको अधिक 
बढ़ाना चाहिये--हृुदयकों या मस्तिष्कको ? मस्तिप्कके द्वारा 
उसका साक्षात्कार करनेकी प्रक्रिया शानमार्गके नामसे अभि- 
हित होती है और हृदयके द्वारा उसको जानना भक्तिमार्गके 
नामसे कहा जाता है । इन दोनेंमें हृदयको ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ 
माना है। हृदयके द्वारा भगवानको पाना सुकर दै । जैसे 
विजळीके द्वारा किसीको छू दिया जाय) तो शरीरभरमें सन- 
सनी-सी फैल जाती है; उसी प्रकार ह्दयको जाग्रत्‌ करनेपर 
झरीरमरमे विशेष चेतनता फेल जाती दै । हृदयमें भावावेदा 
होनेपर मनुष्यमें विशेष शक्ति आ जाती दै, जिसके बळपर वह 
अशक्य कार्योको भी कर डालता दै । इसीलिये भावोन्मेप्रके 
लिये सदा बड़े लोगोंक्रा ध्यान रहता दै । राजनीतिक नेता 
इसीलिये हृदयको अपील करके जनताको उक्रसाया करते हैं 
मस्तिष्कको अपील करनेपर वह काम हो नहीं सकता | उसमें 
मीन-मेष करनेके लिये बहुत से स्थान होते है। तर्क-वितर्क करनेकी 
बहुत जगह रहती दै, पर इदयपर प्रभाव डालते ही अन्य 
इन्द्रिया शिथिळ होकर उसीमें केन्द्रित हो जाती हैं । अतः 
दयको जाग्रत्‌ करना क्या है, समग्र चेतनापर एकदम अधि- 


कार करना है। इसीलिये हृदयको उन्नत बनानेकी वात अपना 
महत्त्व रखती दै । 
भगवानको पानेके लिये जितने साधन किये जाते हैंशउनके 
द्वारा यदि हृदय विकसित न हो तो उनका विशेष उपयोग 
नहीं है । मन्त्रजप तभी सार्थक है, जब उससे मगवानमै प्रीति 
जगे; स्तोत्रपाठका तमी उपयोग दै, जब उससे भगवानके 
रूप या स्वभावका सच्चा परिचय मिळते हुए उनमें अनुराग 
बढ़े | यदि इनसे यह काम न दोगा तो इनको अधूरा कहना 
होगा । अच्छा, तो मनुष्यकी सव इन्द्रियोम बादरीकी अपेक्षा 
अन्तःकी शक्तिशालिता स्फुट ही दै और इस त्रिविध अन्त 
करणमें हृदय सर्वश्रेष्ठ है । अतः उसीके द्वारा किये गये कार्य 
सफल हो सकते है और अधिक शीघ्रतासे हो सकते हैं | इस- 
लिये इसकी जाणतिके लिये सदा सावधान रहना चाहिये । 
यदि वह चक्र जाग्रत्‌ हो गया तो भगवत्साक्षात्कारमं विलम्त्र 
न होगा | 
(२०) 


हृदर्यमं भगवानके लिये व्याङुलता होना कितना कठिन 
है । संसारके प्रेमी जनके लिये हम संसारी जीयोका वदय 
व्याकुळ दो जाता दै। प्रणयिजनोमेसे किसीको किसी प्रकारकी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ls 


११०७ . 


११०८ 


कल्याण 


3 ४ २९ | 
। 


rr ल 


हानि पहुँचेगी) इस कस्पनासे ही ह्वदयमें व्याकुलता आ घुसती 
है दृदय कमी ख्रीके लिये व्याकुळ दै, तो कभी पुत्रके लिये 
चिन्तित दै । कमी संचित घन-राशिके लिये व्याकुल है) तो 
कमी अपने ऐश-आरामके साधन एकत्र करनेमें मगन है । 
इन चीजोमें उसका मन अपनेसे लगता है । समझता है ये 
चीजें हमारी हैं) ये वस्तुएँ. हमारे. कामकी हैं। अतएव इनके 
लिये व्याकुल बना रहता दै । पर मगवानके लिये क्या कभी 
वह व्याकुळ होता है! कमी नहीं। जो हमारा परम आधार दै, 
जिससे वियुक्त होनेपर असंख्य जनन-रणके विकट दुःखोंको 
काटते-काटते भी उनका अन्त नहीं होता । जो हमारा एक- 
मात्र गम्य खान दै अथवा जो हमारा सच्चा किस्विघरहित 
स्वरूप है, उस भगवानके लिये क्या हमलोग उस व्याङुलता- 
का कभी अनुभव करते हैं; जिसे हम अपने ख्री-पुत्रादिके 
लिये नित्यप्रति किया करते दैं। छृदयपर दाथ रखकर पूछा 

` जाय तो वह निषेधात्मक उत्तर देता है । जत्र व्याकुळता ही 
नहीं? तब भगवानका साक्षात्कार केसे हो ! भगवानके लिये 
जब दयसे पुकार उठे) तब तो वह आये । छदयमें जिसके 
व्याकुलता है, वह उसपर आक्रमण करके बेठा रहता ही है। यदि 
मगवानके लिये व्याकुलता रहेगी तो हृदयमें भगवानका संचार 
अवश्य हो जायगा । अतएव ओ मेरे हृदय | उस मित्रके लिये 
व्याकु हो, जिसके समान वन्धु दूसरा इस जगतूमे कोई 
नहीं । उस माताके लिये रो, जिसके समान ममतावाली माता 


कोई है ही नहीं | उस पिताकी चिन्ता कर, जिसके समान ' 


पुन्र-वत्सल दुनियामें कोई नहीं। उस प्रियतमके लिये व्याकुल 
बन) जिसके समान सुन्दर और रसमय प्रेमी कहीं भी दृष्ठि- 
गोचर नहीं होता | उसे जो चाहे, सो समझ; परंतु उसके 
छिये व्याकुल अवश्य हो । आलस्य छोड़कर उसके पीछे पड़, 
तभी तो वह मिलेगा | अन्यथा मृगमरीचिकाकी भाँति वह 
केवल विकल्पमात्र बना रहेगा | अतः यदि कल्याण चाहता 
दै तो बस, व्याकुळ बन । खाते व्याङुल बन, पीते व्याकुळ 


--++७7 ६७०४०... । 


घरघाला बाँसुरी 
खेळत हौ खरिकान घँसे गुनी गोरख लालची नंद्के लाला , 
पोरन पोर्न सौं परचीं तुम्हरी नस जानती गोकुल वाला। 
नेनन सेननके नहठिहा, करिहाँ मउके,) छटके गलमाला , 
सिगरे गुन लाळ, न वोलती या बँसुरी घरघाला ॥ 


खरोळती हों 


OECEEEE— 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


बकर केक? 


बन । सोते व्याकुल बन | हरदम व्याकुछ बना रह उसके | 
लिये। वह जरूर मिलेगा व्याकुलता जरूर मिटेगी; पर उसके | 
लिये व्याकुलता सच्ची होनी चाहिये | अतएव संतळोग झी | 
व्याकुङताकी भी सराहना करते हैं | आखिर वह सच्चे मार्ग- | 
पर तो चल रहा है। | 
न हि कल्याणकृत्‌ कञ्चिदू दुर्गति तात गच्छति ॥ । 
भगवान्‌ थोड़ेहीसे प्रसन्न हो जाते हैं। वे मक्तोंसे बहुत नहीं | 
चाहते । भ्रीकर्दमजीने अपनी स्तुति ( भागवत स्कन्ध २, | 
अध्याय २१ ) में इसी बातपर विशेष जोर दिया है कि भगवान्‌ | 
आत्मज्ञानके द्वारा प्राणियोको कर्मोके फछसे उपरति देते | 
हैं तथा अपनी मायासे इस जगतका व्यवहार चलानेके लिये | 
अनेकों साधनोंको उत्पन्न करते हैं। ऐसा दोनेपर मी वे | 
थोड़ी-सी आराधनासे ही भक्तोंका मनोरथ पूर्ण कर देते हैँ । | 
ऐसे भगवानको इम सदा नमस्कार करते हैं- | 
तं त्वाजुभृत्योपरतक्रियार्थ 
स्वमायया वर्तितकोकतन्त्रस्‌ । 
नमाम्यभीदषणं नमनीयपाद्‌- | 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ ॥ | 
( भागवत ३। २१ । २१) | 
बह थोड़ी मी आराधना नहीं? जिसमें व्याकुलता न हो । | 
भक्तके प्रेममय हृदयकी पहचान तो होती है इसी व्याकुलता- | 
की वदौळत । व्याकुलता उसीके लिये होती दै? जिसे चित्त | 
नितान्त चाहता है और जिसके वियोगमें बह असीम वेदनाका | 
अनुभव करता है । उपासनामें इस मानस खितिक्री नितान्त | 
आवश्यकता है | यदि उपासना करते समय चित्त द्रवीभूत | 
नहीं होता, उसका काठिन्य कोमळताके रूपमै परिणत नहीं | 
हो जाता, तो वह क्या सच्ची उपासना है! वह तो केवल | 
नियमकी पाबंदी है। सच्ची लगनके लिये व्याकुळता महनीय 
भेषज है । 


“निधिनेइ? 


सुराज्य 


6” 


( लेखक--डा० वळदेवग्रसादजी मिश्र ) 


गोस्वामीजीने लिखा है--- 
राम बास बन संपति आजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचित्र बिरागु बियेकु नरेसू । बिपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सेऊ रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकक अंग संपन्न सुराऊ । राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥ 

जीति मोह महिपाकु दल सहित बिवेक भुआलु । 

करत अफंट्क राजु पुरै सुख संपदा सुकाु ॥ 

इन पंक्तियोँमें राजनीतिका बड़ा अच्छा तत्व आ गया 
है। राज्यःव्यवस्थाके प्रधान अङ्ग हैं राजा-रानीः अमात्य 
( मन्त्री या सचिव), राज्य-कोष, राजसेना, राज्य अथवा देश 
और राजधानी । 

स्वाम्यमात्यसुहृव्को षराष्रदुरात्रलानि च। 

इस व्यवस्थाका उद्देश्य है-कण्टक वननेवाले आततायियों- 
का उन्मूलन करना और इस तरह प्रजाको सव प्रकार सुखी 
तथा समृद्ध बनाना । चाहे एकतन्त्र राज्य हो, चाहे गणतन्त्र 
होश समीके सम्बन्धमें इन तत्त्वोपर विचार करनेकी 
आवश्यकता होती है। राजाके अर्थमै राष्ट्रपति, प्रजातन्त्रीय 
मन्त्री, कार्यपालनाधिक़ारी आदि समी सम्मिलित हैं । मन्त्री- 
के ( सचिवके ) अर्थमै प्रजातन्त्रात्मक सचिव तो हैं ही; साथ 
ही विधान-सभासद्‌, संसद्‌-सदस्यश राजनीतिक दोके 
पदाधिकारी आदि भी सम्मिलित हैं। रानीके अर्थमें राजाके 
स्नेही, उसके अवैतनिक सलाहकार, शासनतन्त्रसे निरपेक्ष 
रहकर भी उसके परम हितकी कामनावाले, राजाकी सुविधाओं- 
की व्यवस्थावाले, शासनको रूखा तकंवादी होनेसे बचानेवाले 
आदि-आदि सब सम्मिलित हैं । 

अब राज्यव्यवस्थाके एक-एक अङ्गपर विचार कीजिये | 
गोस्वामीजी कहते हैं कि राजाको विवेकका अवतार होना 
चाहिये । वह मूर्तिमान्‌ विवेक हो । जिसके हाथमें शासनसूत्र 
है, उसका विवेक ही गड़बड़ा गया तो फिर सुराज्यकी 
समाप्ति ही समझिये । विवेक ही उसका धर्म है । जो 
घर्मशीळ नरनाथ है, उसके पास ही साम-दाम-दण्ड-मेदकी 
दृप-नीतियाँ मुकुट-खरूप होकर रह सकती हैं । मानव-खमाव 
समता और विघमताके पेचीदे सम्मिश्रणते कुछ इस तरहका 
रहा करता है कि उसको नियन्त्रित रखने और साथ ही उन्नत 
करते रहनेके लिये निर्मळ विवेकी ही सबल भुजाएँ नाहिये । 


समता और विघमतावाले वर्णाश्रमःधर्मको प्रधानता देनेवाळा 
परम्परागत धर्म-शास्त्र/ या नये-नये कानूनोंके रूपमे युग-धर्म- 
को अथवा देश-काळको प्रधानता देनेवाला नव-निर्मित विधि- 
शास्त्र ही अकेला इस शासन-तन्त्रको चलानेके लिये पर्याप्त 
नहीं है । असली शासन तो शाख्नों या शास्र-पंक्तियांसे नहीं, 
किंतु व्यक्तियाँसे चलता. है | शात्र-याक्य कितने भी अच्छे 
हों; किंतु उनका प्रयोग करनेवाले व्यक्ति यदि निकम्मे, चोर 
या घूसखोर रहेँ तो शासन केवल कागजी शासन रह जायगा । 
जैसे केवल झाख्रसे काम नहीं चळ सकता, वैसे ही शासकके 
केवल शीळसे भी काम नहीं चल सकता | बड़े-बड़े शीळवान्‌ 
शासक फेल हो गये हैं जबतक कि उन्होंने इस बातका मी 
प्रवन्ध नहीं कर लिया कि उनके आदेशॉसि शासितकी? 
अभीष्ट-सिद्धि हो पायी कि नहीं । चक्रके चक्रव्यूहमें फंसकर 
बेचारा भगवान्‌ पण्डित भूतताको प्राप्त हो गया । छात्राको 
दानका विचार रखनेवाले राजासे यह कह दिया गया कि 
उसके राज्यमें कोई अभावग्रस्त ही नहीं है। इसी तरहके ढेरों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । शासन-तन्त्रक्े प्रयोक्ताका विवेक 
ही वह तत्व दै, जिसके द्वारा देश-काल-पात्रकी पूरी परख हो 
सकती और किस परिस्थितिमे क्या करना विशेष हितकर 
होगा, इसका निर्णय हो सकता है। दूर बैठकर यह निर्णय 
करना कठिन है। स्थानिक कर्मचारी अथवा “मैन ऑन दि 
स्पाट?की इसीलिये इतनी महत्ता दै । उसके विवेकको उचित 
सम्मान देना ही चाहिये । विवेकशील शासककी इष्टिमे 
बहुमत और अल्पमतका कोई विशेष मूल्य नहीं रहता । वह 
तो विवेककी तुळाको ही सर्वश्रेष्ठ मानता है । जनमतको लोग 
अस्थिर कहा करते हैं । उस वाळूपर भीत उठाकर कितना 
सुदृढ़ महल बनाया जा सकेगा । विवेकशील शासकके लिये 
उत्तमोत्तम नियमोपनियम बनाते रहनेका भी कोई विशेष 
मूल्य नहीं रहता; क्योंकि आखिर वह गहना क्रिस कामका, 
जिससे अङ्ग कटे | उसका तो परम ध्येय यही होता है कि 
बह : 
पारइ पोएइ सक्रर अँग तुरुसी सहित बिबेक \ 
गोस्वामीजीका यह दोहा, जिसमें वे कहते हैं कि 
मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक \ 
पारइ पोएइ सकर अँग तुरुसी सहित बियेक ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९९९० 


राजधर्म-सवंख बतलानेमै बढ़े माकंका है । उसका भी 
इस. प्रसज्ञमं स्मरण कर लिया जाय | 


दूसरा तत्व है सचिवोका । जितने भी ढोग पदेन 
परामर्शदाता हैं; चाहे वे प्रतिनिधि-मण्डलक्के सदस्य हाँ, चाहे 
राज्य-परिषद्के सदस्य हाँ, चाहे सचिवाल्यके सदस्य हों और 
चाहे विविध राजनीतिक दळोंके अधिकारी होवे सब सचिव ही हैं। 
सचिवाँको विरागकी प्रतिमूर्ति अथवा उसका मूर्तिमान्‌ अबतार 
होना चाहिये | याँ तो राजनीतिका अर्थ ही हो गया है-- 
स्वार्थ या आत्मोदय; और इसलिये आजकल पूरे वेतनमोगी 
सचिवोंको छोड़कर शेष सब किसी-न-किंसी स्वार्थका 
प्रतिनिधित्व करते हैं | परंतु जिस किसी सलाहमें सचिवका 
निजी स्वार्थ संनिहित होगा अथवा जो सलाह वह अपने 
खार्थकी प्रेरणासे देगा, वह कहाँतक विवेकानुकूल होगी; यह 
कहना कठिन है । अपने या अपने दलके स्वार्थसे वस्तुखिति- 
` को सामने रखना एक बात है और अनासक्तभावसे वस्तुरिथिति- 
का विचार करके राय देना एक दूसरी ही बात है । पूर्वकालमें 
सचिवमण्डलमे ऐसे ही व्यक्ति रखे जाते थे, जिनकी निःस्वार्थ 
सेवाओंका पूरा विश्वास हो चुकता था । इन्हें एक प्रकारसे 
ब्राह्मणवर्ग कह सकते हैं | शासक-वर्ग अथवा क्षत्रिय-वर्ग 
इससे एकदम प्रथक्‌ था । शासक-वर्ग तो अब भी पृथक ही 
रह सकता है और प्रायः रहता भी है, परंतु उसके सचिव 
वर्गके लिये विशेषतः अवैतनिक सचिववर्गके लिये उनकी 
मर्यादा बॉघनेवाले उपयुक्त नियम अभीतक बन नहीं पाये हैं। 
इसलिये एक ओर वे अपने-अपने खार्थ भी अपने साथ 
चिपकाये रखते हैं और दूसरी ओर अपनेको भी शासक 
मानकर समय-असमय जब चाहे; तब शासनमें हस्तक्षेप किया 
करते हैं, जिससे शासकको अपने विवेकके प्रयोगका उन्मुक्त 
बह नहीं मिलने पाता । सुराज्यके लिये यह सबसे बड़ी 
बाधा है। 


अव तीसरा तत्व देखिये | “शांति सुमति सुचि सुंदर 
रानी |? रानी राजाकी परमहितेषिणी उसको सब तरहसे 
प्रसन्न रखनेवाली, उसके जीवनमें सरसता लानेवाळी, उसकी 
अवैतनिक सलाहकार शासनसे तटस्थ रहते हुए भी शासनके 
सम्बन्धमं समुचित परामर्श देनेवाळी, न्यायकी कठोरताको 
दयाक्री कोमळतासे आद्र रखनेवाळी) स्नेइसिक्त वातावरणको 
समृद्ध करनेवाळी होती है। इसलिये ऐसा दल भी 
शासन-व्यवस्थाका एक आवश्यक अङ्ग है | संस्कृतके नीति 
कारोंने उन्हें सुतकी संशा दी है। गोस्वामीजीने रानीके 


NAN 


न्ट्ल््््््््ःसलसफसककसफसफससससससखससससखसखसखऊसखस-स-सस/सस/सससससससःसससस:/ससपसःसस्ल्ंस्‍्श्य्य्य्य्य्स्य््सप्भण i 


। चा २९ 


भावमें उन्हें समाविष्ट कर लिया है | ऐसे दलमें बाइरी और 
भीतरी दोनों तरहका सौन्दर्य आवश्यक है। व्यवहारका सौन्दर्य 


बाहरी है और विचारों तथा चारिज्यका सौन्दर्य--दिमाग | 


| 
| 
he 
| 


और दिलका सौन्द्य-भीतरी है। “सुमति? से विचारका | 
सौन्दर्य, “शुचिःसे चारिन्यका सौन्दर्यं और “सुन्दर” से रूपका | 
अथवा व्यवहारका सौन्दर्य, लक्षित किया गया है | नारीकी | 


पूर्णता सुमति, शुचिता और सुन्दरतामें ही है । राजाकी रानी 


अथवा अर्घाङ्गिनीको तथा राजाके सुद्ददोंको शान्तिका मूर्ति- | 
मन्त रूप होना चाहिये | विवेक मस्तिष्ककी वस्तु है और | 
शान्ति ृदयकी । राज्यःव्यवस्था बहुत विवेकपूर्ण हो; परंतु | 
फिर मी यदि वह हृदयको संतोष नहीँ दे सकती--द्यासकके | 
हृदयको और शासितके हृदयको मी, तो वह अधूरी ही है। | 
जन-संतोषके. छिये कई अबसरोपर विवेकपूर्ण व्यबस्थाओंमें भी | 
हेरफेर करना पड़ जाता है। छोगॉमिं शान्ति बनी रहे, यह | 
शासनका मुख्य ध्येय रहता है। वह शान्ति भी मुदोकी-सी | 
न हौ । वह जीवित-जाग्रत्‌ शान्ति होश जो सद्विचार) सचारित्य | 


और सद्व्यवहारको प्राणवान्‌ करते हुए; बनी रहे | शासक | 


ऐसे ढोगेसि मेल-जोल बढ़ाये, जो “सुमति-शुचि-सुन्दर” शान्ति- 
के वर्धक हों यों तो संसारमै व्यथंकी चिल्राइट मचानेवालो 
और चाटुकारोकी कमी नहीं दै, परंतु उनको बढावा देते रहनेसे 
व्यर्थकी अशान्ति ही वढ़ती है। ( इस प्रसङ्गमे नारीकी महिमा- 
का जो संकेत हो गया दै, वह भी अवलोकनीय दै । ) 


चौथा तत्त्व है राजकोषका । आजकल राजकोषका अर्थ ' 
माना जाता है रुपया-पेसा तथा अख्न-शस्न । परंतु क्या मानव- ' 
समाजका यही वास्तविक धन है! धनका असली अर्थ है; ' 
वह शक्ति जिससे भविष्यकी सुख-सुविधा खरीदी जा सके । | 
क्या हम अल्न-शस्नसे या रुपये-पेसोंसे भविष्यकी सुख-सुविधा | 


खरीद सकते हैं ! यदि ऐसा है तो रावणको किस बातकी 


कमी थी | भविष्यकी सुख-सुविधा 'कामार्थधर्म? में नहीं; किंठ | 
“धर्मार्थकामः में निहित है; वह राष्ट्रके चारिच्यमै निहित है। | 


राज्यव्यवस्थाका वही सच्चा कोष है। यह चारित््य-आस्तिक्य 
भावके बल्पर--चित्तमें रामचरण-आश्रित रहनेके चावपर- 
विशेषरूपसे निर्भर रहता है । अतएव सुराज्यके कोषकी 
सर्वाज्ञीण पूर्णता इसीमें है कि उसके चित्तका चाव रामचरणा- 
श्रयके प्रति हो। “सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आभित 
चित चाऊ ॥ यह वह मूलस्चोत है, जिसका जळ पाकर समृद्धिः 
की सभी नदियाँ उमड़ उठती हैं और जिन समृद्धि-सरिताओंमें 


GQ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Ensooss asian isons aii endiass oe assess seemed 


। संख्या ८] 
। यह मूळल्लोत नहीं है; वे पूर्व-सुकृतका क्षणिक चमत्कार 
| दिखाकर देखते-देखते अन्तर्धान हो जाती हैं | 


'सजरू मूछ जिन्ह सरितनिह नाहीं । समय गएँ पुनि जाहि सुखाहीं॥ 
| जिस राज्य-व्यवस्थाने धर्मकी परवा न की, वह राष्ट्रकी 
| सामूहिकताकी मी कत्रतक परवा करेगी, अन्ताराष्ट्रीय सोहार्द- 
| पर भी कहाँतक दृढ़ आस्था रख सकेगी ! मनुष्यका अनुचित 


। गर्व ढहनेमें, विद्वेषकी सँकरी सीमाएँ काठनेमै, प्रेमके 
| विस्तारको विश्ववन्धुत्वतक ही नहीं किंतु 'विश्वात्मैक्य? तक 
! छे जानेमेंश मानव-जीबनके सच्चे घ्येयको सर्वोपरि रखकर 
| उसे आगे बढ़ानेमें ईश्वर-निष्ठासे बढ़कर और कोई मूल्यवान्‌ 
। वस्तु नहीं। यह सच्चा कोष जिस व्यक्ति अथवा राष्ट्रके हाथ 


छग गया, वह भविष्यकी सारी सुख-सुविधाएँ खरीदनेमें पूरा 
सक्षम हो जाता है। 


पाँचवाँ तत्त्व है--राज्य अथवा देश या राष्ट्रका | उसे 


| “न केवल सुद्दावन) किंतु पावन भी होना चाहिये। सुव्यवस्थित 


बसा हुआ राज्य सुहावन रहता ही है और यदि उसमें पावन 
विचारधारा बहती हो तो उसे वास्तविक देश कहना चाहिये | 
अन्यथा वह देश होते हुए. मी विपिन दै। और यदि विपिनको 
मी सुव्यवस्थित और पावन ढंगपर बसा दिया गया तो वही 
उत्तम देश बन जाता है | 
अवध तहाँ जहुँ राम निवांसू | तहहिं दिवस जहँ तरनि प्रकासू ॥ 
राज्यव्यवस्थाने यदि सुहावन देशको पावन न बनाया 
तो उससे लाम ही क्या ! वास्तवमै तो सुद्दावन देश वही दै, 
जो पावन भी हो। जो देशका हाळ है, बही राष्ट्रका मी 
समझिये । पूरा राष्ट्र ही व्यबहारमे सुहावन हो और विचार 
तथा भावमें पावन होश तभी सुराज्य है। 


छटा तत्त्व है--राजधानी । गोस्वामीजीने ढिखा है कि 
राजधानीको शेळके समान होना चाहिये | संस्कृतके नीति- 
कारोने इसे ही दुर्गकी संज्ञा दी है । प्रत्येक राज्यमें एक केन्द्र 
तो ऐसा होना ही चाहिये, जहाँसे सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था संचालित 
हो । उस केन्द्रका न केवळ भौतिक स्तर किंतु मानसिक स्तर 
भी ऊँचा होना चाहिये, जहाँसे चारों ओरके क्षेत्रोंका मली- 
माति निरीक्षण हो सके | वह शेळ या दुर्गके समान सुदृढ़ 
और सारगर्म हो। उससे निःसृत विचारों, भावों और साधनों- 
के निर्शर पूरे राज्यके प्रदेशको ( समूचे विपिनको ) हरा-भरा 
रखें । शैलमै जलमंडार उसी विपिनसे आता है--प्रथिवीमें 
सूखकर अन्तरनिहित खोतोंसे होकर; परंतु वह अलक्षित रहता 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


छराज्य 


११११ 


है। वही जळमंडार अनेक गुना अधिक होकर जन-कल्याण- 
के लिये प्रवाहित होता दै, जिसे दुनिया देखती है । इस ग्रसङ्घमे 
आय-करःव्यवस्थाका जितना सुन्दर चित्रण मनु और कालि- 
दासने किया दै, वह मी ध्यानमें रखा जाने योग्य है । 

सातवाँ तरव है--राजसेना । राज्य-व्यवस्थाके लिये राज्य- 
सेना रखना आवश्यक होता है। सेना न केवल वाहरी आक्रमणका 
प्रतीकार करती है, किंतु आन्तरिक शान्ति भी बनाये रखती 
है; जिससे किसी भी ओरसे कोई विकृति न आने पावे । असली 
सेना वेतनमोगियोंकी नहीं रहा करती | सच्चा सैनिक वह 
है, जो अनुशासनका पूर्णत्रती हो और संयमका सच्चा धनी 
हो। यम और नियमके तत्वोंसे बदुकर और कोई सैनिक शक्ति 
नहीं है; जो किसी भी जन-समाजको भीतरी अशान्ति और 
बाहरी आक्रमर्णोते सदाके लिये बचा सके । यम हैं--अहिंसा; 
सत्य; अस्तेय) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह | नियम हैं-तपः शौच, 
संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान । देश-कालके अनुसार ? 
इन सेनिकोंका क्या रूप तथा कैसा प्रशिक्षण रदे, यह देखना 
विवेक-रूपी नरेशका काम है; परंतु यदि वह इस सैनिकशक्तिको 
भलीमाँति संगठितरूपमें बढ़ाकर नहीं रख रहा है तो न तो 
वह आन्तरिक अशान्तिको दूर रख सकेगा, न बाहरी आक्रमणसे 
ही अपनेको या अपने राज्यको बचा सकेगा | 

ऐसे राज्यका यदि कोई शत्रु हो सकता है तो वह दै 
मानव-खमावमै बरबस प्रवेश करनेवाला मोह | मोहको ही 
गोखामीजीने सब व्याधियोंका मूल कहा है | मोहको ही 
उन्होंने “रावण? बताया है | विवेकका यदि कोई प्रबल 
प्रतिद्वन्द्वी हो सकता है तो वह है मोह। मोहके बलपर 
ही छुद्र खार्थ सिर उठाता है और समाजमें काम, क्रोध, 
लोम या रागद्वेष, आख्स्य, अनाचार) अनास्था आदिके चक्र 
चलते हैं। ये ही सब उसके दल जिनके बलपर हैं; वह विवेकके 
सुराज्यपर आक्रमण करता रहता दै। यदि विवेकके पास यम- 
नियमके सैनिक प्रबल हैं, अनासक्तिका सचिव जाग्रत्‌ दै, ईश्वर- 
निष्ठाका कोष भरपूर है, शान्तिका साहचर्य विद्यमान है तो वह 
मोइपर और उसके समूचे दल-बलपर भी अवइय विजय प्राप्त 
करेगा । मोहको इस प्रकार उसने पछाड़ दिया तो फिर उसका 
राज्य निष्कण्टक हो जायगा और वह अपने राज्यके सुख- 
सम्पत्ति और सुकालका पूरा प्रवर्तक बन जायगा | 

सम्पदा बाहरका साधन दै, सुख मनकी स्थिति है और 
सुकाळ इन दोनोंका संयोग करानेवाळा अवसर है । सुराज्यमै 
इन तीनौका सामञ्ञस्य तो होना दी चाहिये | यह होगा तब, 


~ 


१११२ 


कल्याण 


१४. ९१ 


TT? 


जब यमःनियमके द्वारा मोहको परास्त किया जाय और विवेक, 
चैरान्प) ईश्वरनिष्ठा तथा जाग्रत्‌ शान्तिका उचित मूल्याङ्कन 
हो । यही गोस्वामीजीकी सुराज्यकी कल्पना है। इसे ही आगे 
चलकर उन्होंने ‹रामराज्य?के रूपमे दिखाया है । 
चित्रकूरमें भगवान्‌ रामने निवास किया | उनके निवास 
करते ही वनकी सम्पत्ति ललहा उठी । मानो;सुराज्य पाकर 
प्रजा प्रफुछ हो उठी दो । वहाँ शान्तिपूर्ण विवेकका साम्राज्य 
छा गया, वैराग्यका बोलबाला हुआ, यम और नियमके 


प्रचारसे मोह सदलत्रल भाग खड़ा हुआ और पूरा बिपिन | 
सुद्दाबन तथा पावन हो गया । सबमें राम-चरणाश्रित रहनेका | 
चाव खिल उठा । जहाँ प्रभुका निवास है, वहीं सुराज्य है । | 
सुराज्यका प्रेमी प्रभुके इस निवासको पहिचानेश यही इस | 
वर्णनमै गोस्वामीजीका संकेत है। मुगलोंकी विदेशी सत्तामें | 
सुराज्यके दर्शन करने हो तो प्रत्येक भारतीय अपने चित्तरूपी | 
चित्रकूटे रामको वसा छे, यही उनका परोक्ष उपदेश था। | 


Rd 


“हक दिन जाना हे माई !” 


( लेखक--वावू श्रीमावलीप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


है, दूसरी ओर इमशानकी तैयारी है। कहीं एक युवतीके | 
माथेपर सिन्दूर चढ़ रहा है, कहीं दूसरी अभागिनीका जीवन- | 
संवैख कूच कर रहा है । मिलनका अन्त वियोगमें होता है। | 
मुसाफिरखानेमें देखिये, लोग अपनी-अपनी गठरियाँ बाँध | 
रहे हैं | सब धीरे-धीरे तैयारी कर रहे हैं--कोई जानकर और | 
कोई अनजानमें । बूढ़ा औरंगजेब रोता हुआ जा रहा है और | 


आया है सो जायगा राजा रंक फकीर । 
कोउ सिंचासन चढ़ि चरे कोऊ बंधे जजीर ॥ 
राजा-रंक) योगी-महात्मा, पापी-धर्मवान्‌, अमीर- 
गरीब सबको एक दिन जाना है। बड़े-बड़े किले, अद्यलिकाएँ: 
सुरम्य उद्यान--सब मृत्युदेवके एक-एक ग्रास हैं । चन्द्रमुखी 
खियाँ, प्यारा पुत्र) सुन्दर शरीर, प्रबल यौवन) भयंकर 
सत्ता-सभी काळके गर्भमें विलीन हो जाती हैं--इस तरह 
विळीन हो जाती हैं कि टूँदनेपर भी उनका पता नहीं 
चलता । मुसकराते हुए राजभवनकी जगह बीमत्स इमशान- 
भूमि हैः प्राचीन नगरौंकी छातीपर घास-पात, वृक्ष) जंगल) 
उल्लू और सियारका राज्य है। जिस घरमै बालक-बालिकाओं; 
युवक-युवतियों और जेठे-बढ़ोंका कोलाहल होता था) वहाँ 
आज निस्तन्धता छायी हुई है | उत्तम कुल, अनन्त सम्पत्ति, 
बड़ी चतुरता अतुल बल कोई भी एक क्षणके लिये वचा 
सकनेमै असमर्थ हैं । सव॑मक्षी मृत्युदेव | तेरे चरणोंमें 
प्रणाम है । 
ईश्वरकी लीला बड़ी विचित्र है। वह कितना सुन्दर और 
उपयोगी मनुष्य-दारीर बनाता है | फिर उसे मृत्युके मुखमै 
चला जाने देता है एक ओर संसारकी रचना करता है और 
दूसरी ओर प्रल्यके हस्य दिखलाता दै | वह चूहे बनाकर 
बिल्ली भी बनाता है सर्प भी बनाता है और गिद्ध मी, मृग- 
` के साथ सिंह बनाता है और मछलीके साथ मकरकी सृष्टि 
करता है | उसकी कारीगरी खवा और बाज बनानेमेंश उदय- 
के साथ अस्त करनेमें और जन्मके साथ मरणको. गूँय देनेमें 
ही चरितार्थ हो रही है। वह बड़ा ही विचित्र खिलाड़ी दै । 
उसके खेछोँका रहस्य वही जाने | एक ओर छठीका उत्सव 


हू, छु (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


युवक अभिमन्यु हसता हुआ | | 
मृत्युदेवको भला, कौन अपने पास ठहराना चाहेगा ! | 


इसीलिये उसने अपना घर स्मशानमूमिमें बनाया है| उसके | | 
राज्यमै भेदभाव नहीं है। वह राजाको जितनी जमीन देता | ' 
है, उतनी ही मिखारीको । उसकी निगाहमें बड़ी समानता दै, ' | 
उसके आगे सब वराबर हैं | उँच-नीच, छोटे-बड़े--सबके |. 


लिये एक ही तराजू है। समदर्शी मृत्युकी गोदमें आजन्मके _ 
वेरी एक साथ सोते हैं। उसके राज्यमें हिंदू-मुसल्मान और | 
ब्राह्मण-शूद्रका भेद-भाव नहीं | परंतु राज्यमदमें बड़े-बड़े | 
समदर्शी अन्याय करने छागते हैं | राजसत्ता सबको मतवाला | 
बना देती है; इसीलिये समदशीं मृत्युदेव भी अत्याचार और | 


स्वेच्छाचारसे नहीं चूकते । वे नन्दे-नन्दे बच्चोपर मी अपना | 
हाथ साफ करते हैं और तरुण-समुदायको भी कुचल डालते ' 
हैं। जहाँ किसी राज्यमें अंधेर होने ळगता है, वहाँ राजद्रोही | 
भी पैदा हो जाते हैं। देखिये न मृत्युदेवके राज्यमें मी कुछ | 


बागी दिखायी पड़ते हैं । जितने समाधिवाले तपखी) | ३ 


प्राणायामवाले सिद्ध, अखण्ड ब्रह्मचर्यवाले जती; अचल तप | 


करनेवाले योगी और विषय-वासनासे दूर रहनेवाले महापुरुष | ह 


हैं--सब-केसब वागी हैं। इन छोगोंने मृत्युदेवके एकच्छत् 
राज्यमें प्रजास्ताका झंडा ळगा देनेका बीड़ा उठाया है। 


ए 


च 


संख्या ८] 


“एक दिन जाना है भाई !? 


१९१३ 


os NNN ऋण स सस ससक्‍ क्‍कडइडस:सअसअइ इस 29220: कक फट कम के क०-७-क--2 3-3 ०-3+-ननक-3»-०-3-«० RO mmm क कक कम डट 
ननम 


ये मृत्युकी दवा हूँढते रहते हैं । बड़ी आयु कमानेकी 
योजनामें जो लगे हैं, वे सब मृत्युदेवके राज्यमें षड्यन्त्र कर 
रहे हैं । वे मृत्यु-की-मृत्यु--अमरता-से मेल करते हैं और 
नादिरशाह कालको घता वतलाकर आयु-मर्यादाका उल्लङ्घन 
कर जाते हैं । 

अकालमृत्यु बड़ी बुरी बला दै । अधखिली कलीके 
सुरक्षा जानेसे किसे दुःख नहीं होता ! कच्चे फलमें स्वाद ही 
क्या रहता है १ आप कच्ची कलीको तोड़िये तो झाड़ रो 
देगा । यही नही उसकी नोकमें घाव हो जायगा । बचचोंके 
मरनेपर माता-पिताकी दशा केसी करुणाजनक हो जाती है ! 
जवानीमें मरनेवालोंको देखकर पड़ोसका पत्थर मी ह्लि 
जाता है । फॉसीसे मरना, साँप-बिच्छूकी भेंट होना, अभिदेव- 
की बलि बनना) हेग-दहैजाका एक निवाला हो जाना, दवकर 
मर जाना किसे अच्छा लग सकता है ! असमममें जाना किसे 
पसंद होगा ! कुछ छोग कदा करते हैं कि जबतक आयु है, 
तबतक काळ उनका कुछ नहीं कर सकता; ये लोग ऐसी 
अकाल-मृत्युके सिद्धान्तको नहीं मानते; परंतु ये भी अस्पताल 


और बैद्यडाक्टरोंक्रे पास जाते जरूर हैं ! आप सिद्धान्तको 


मानें या न मानें, परंतु वस्तु-स्थितिसे आँखें नहीं मूँद सकते | 
_ खाधीन-मृत्यु--अपनी इच्छासे मरना कौन न चाहेगा ! 


| यदि प्रत्येक आदमी अपनी फुरसत, इच्छा और सुमीतेसे 


मरने लगे तो संसारमै सुख बढ़ेगा या दुःख ! अपनी इच्छासे 
यात्रा करते समय सभीको आनन्द होता है। नदीके किनारेका 
इक्ष यह नहीं जानता कि वह कब गिरेगा; किसी दिन अचानक 


| उसकी जड़ जढघारासे उखड जाती है और वह घड़ामसे गिर 


| 
| 


पड़ता है | इस तरह उसका अन्त पराधीन रहता है। पक्षी 


। एक इक्षसे दूसरे इक्षपर अपनी इच्छासे उड़ जाता है, अतएब 
। इसकी यात्रा स्वाधीन होती दै। मीष्मपितामहने इच्छामरणका 
| अधिकार प्राप्त कर लिया था । ऐसे महापुरुष मरते नहीं; जब- 


| मरनेपर ही हो सकती दै । जिसका सभी 
` है; वह जीतेमें भी मरा है । कलङ्कीका 


तक इच्छा रहती है, तमतक जीते हैं और अपना कार्य पूरा 
करके या तो महाप्रस्थानके छिये वनवास स्वीकार करते हैँ या 
अन्तिम समाधिद्वारा परत्रझमें छीन हो जाते हैं। 

` जीतेमे भी मृत्यु होती है। कोई यह न समझे कि मृत्यु 
जगह अपयश होता 
जीना ही तो मरना है। 
एक महात्माका कथन है कि डरपोक बिना मौतके मर जाता 
है। दरिद्रता मौतका एक दूसरा नाम है | गुसाई तुळसीदास- 
लीने सार्फ शब्दोंमें कहा है कि शराबी) कामी, कंजूस, मूर्ख 


छु 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अत्यन्त दरिद्र, यशहीन) बहुत बूढा, सदा रोगी, सतत क्रोधी 
ईश्वरविमुख, देवता और साधुऑसे शत्रुता करनेवाला, अपने 
ही शरीरको पालनेबाला, निन्दा करनेवाला और पापाँक्ा 
प्रेमी--ये चोदह प्रकारके प्राणी जीते ही मुर्देके समान हैं । 
सत्कमोंके साथ क्षणभरका जीना भी श्रेष्ठ है, दोनों लोक 
बिगाइनेवाले दुष्कर्म करने हुए कल्प-कल्पान्तर तकका जीना 
मी व्यर्थ है | 

जिस तरह आदमी जीते-जी मुर्दा हो सकता है; उती तरह 
वढ्‌ मरनेपर भी जिंदा रहता है। देशके शहीद लोग, 
“जिंदगी कहते हैं दुनियासे गुजर जानेको ।? सत्कर्म और 
लोकोपकार करनेवाले सदा जीवित रहते हैं । 

मरना मा है उसका, जो अपने हिसि जिथे | 

जीता है वह, जो मर चुक्ता इन्सानके हिमे ! 

कुटि काळ सब्रको खा जाता है; परंतु वह नाम और” 
यशकों नहीं खा सकता | कीर्ति अविनाशिनी हवै । इसीलिये 
प्राचीन भारतवासी किसी प्रकारके स्मारक नहीं बनाते थे | 
वे जानते थे कि काळ स्मारकको भी खा जाता दै | वे केवल 
सत्कर्म करना जानते थे और सत्कर्म तथा परोपकारको हदी 
अपना सच्चा स्मारक समझते थे । यथार्थमें मृत व्यक्तियोंके 
सदूगुणोकी चर्चा और उनके पादचिहोपर चलना ही उनका 
वास्तविक स्मारक है। जीवित हिंदूजातिसे बदकर राम और 
कृष्णका और क्या अच्छा स्मारक हो सकता है! इसाई 
संसार ही ईसामसीहका स्मारक है | महाराणा प्रतापका स्मारक 
मेवाइकी चतुस्सीमाकी प्रत्येक इंच भूमि ही है। रामायणका 
प्रत्येक अक्षर गुसाई तुलसीदासजीका स्मारक है। जयचंद 
अपने नेतिक पतनको सुनहळी कविताओं और सुमाषित 
याक्योंके नीचे नहीं छिपा सकता | समाधिसानेमि देखिये; 
अयोग्य और नीच व्यक्ति अपने पापपूर्ण पैसेके बछपर सुन्दर- 
से-सुन्दर समाधि बनवाकर मानो संसारको मरनेके वाद भी 
घोखा देना चाहता है। लोकहितकी दृष्टिते केवल राष्ट्रिय 
आत्माओंका स्मारक बनाना आवश्यक है । महापुरुषोंका 
स्मारक दी वीर-पूजाका भाव जाग्रत्‌ कर सकता दै। जो पुतले 
और समाधिके चबूतरे जीवित जन-समुदायके लिये कोई 
सँदेसा नहीं रखते, उसको तैयार करानेवाला घन और 
परिभ्रम सत्र व्यर्थ है। एक पश्चिमी उक्ति है कि “जनताकी 
स्मरणशक्ति अस्थायी होती है। अतएव अपनी विस्मृतिशील्ता- 
का प्रायश्चित उसने महापुरुषोंके स्मारक बनानेकी प्रथाका 
जन्म देकर किया दै ।? 


शो 


१११४ 


जीवन और मरण क्या है! वैद्यलोग बतलाते है कि 
<ारीर और प्राणका संयोग जीवन और वियोग मरण है।? 
भक्त कहते हैं “सत्सङ्ग जीवन और कुसङ्ग मृत्यु है।? वीर 
कहता है? (साहस जीवनऔर कायरता ही मत्यु है |? ज्ञानी 
कहता है- त्याग जीवन और वासना मरणहै। परोपकार और 
खार्थ, पुरुषार्थ और आलस्य, उत्साह और निराशा) एकता 
और फूट) सच और झुठ, जीवन तथा मृत्युके जोडे हँ। 
मृत्युसे सभी लोग नहीं डरते । कतेब्यजीबी तथा धीर पुरुप 
न्याय-मार्यपर चलते हैं और हर समय मृत्युका आलिज्ञन करने- 
के लिये तैयार रहते हैं। ये आजके कामको कळपर नहीं टाळते; 
क्योंकि कल-परसों करते-करते काळ बलीका तमाचा आ लगता 
है। ये उद्यत जीव कहते दें इम भी जानेको थे; कल न 
गये, आज गये ।? ये लोग अमी-अभी मर जानेको और 
युगान्तरके बाद मर जानेको बराबर समझते हैं--*अद्चैव मे 
मरणमस्तु युगान्तरे वा ।? मरनेपर जो अपना अस्तित्व छोड़ 
जाता है, उसका थोड़ा-सा जीना मी सार्थक है । सुकरातमें 
इतनी तेज अकू नहीं रहती कि वह मित्रोके कहनेसे जेलकी 
दीवालसे कूदकर भाग जाता; जहरके प्यालेको हँसते-हँसते 
पीकर वह अमर हो गया है। ईसामसीद सूलीपर चढ़ाया गया 
था, पर वह आज आधी दुनियामें जी रहा दै । तलवारकी 
धारपर दौड़ना. तो बालक प्रह्वादके जीवनका खेल था । 

स्वामाविक मृत्यु न तो डरनेकी वात है न दुःखकी | 

जेते अग्निका घर्मं जलाना है? पानीका धर्म शीतलता है, वेसे 
ही शरीरका धर्म नश्वरता है । आँधी पहले पुराने इक्षोंको 
गिराती है | पानीका बुळबुळा नष्ट होनेकै लिये ही पैदा होता 
है, बिजली छपत दोनेके लिये ही चमकती दै? फल टूटनेके लिये 
ही पकते हैं | मनुष्य फटेसुराने कपड़ोंको बदल। देता है, वह 
नित्य नये कपड़े पहिननेका आदी है । उसका शरीर भी तो 
जीवात्माकी एक चादर है | जब्र चादर जीणं हो जाय तो 
उसका बदल दिया जाना अचम्मेकी बात नहीं । मरनेपर 
कुड़म्बी छोग रोते हैं । कुटुम्ब एक दृक्ष ही तो है; बृक्षपर 
अनेक प्रकारके पक्षी आकर बैठते हैं और सबेरा होनेपर इधर- 
उधर दसौं दिशाओंमें उड़ जाते हैं | इसमें न तो अचंभेकी 
बात है और न शोककी । आयु सौ वर्षकी होती है । कितनी 
बड़ी अवधि है, जिसका अन्त ही नहीं मालूम होता । पचास 
वर्ष सोनेमें चले जाते हैं, कुछ बचपन खा लेता दै, कुछ नोकरी- 
चाकरी, दुःख-सुख, रोग-शोकमें बीत जाते हैं। यों ही सारी 
पूँजी खर्च हो जाती दै । एक, दो, तीन) चार गिनते जाइये; 


कल्याण 


L » ० NN 


बस) गिनते जाइथे । दिन | दिन ओर रमे और सी रात, महीने और बर्ष, | 
बचपन और किशोरावस्था, जवानी और बुढापा एक -एककर 
धीरे-धीरे इस खूबीके साथ कदम बढ़ाते हैं कि किसीको पता | 
ही नहीं चलता । बस) एक दिन खेल खतम होनेका मौका | 
आता है, नाटकका अन्तिम परदा गिरता है और इच्छा | 
होने अथवा न होनेपर भी चलना पड़ता है । इसलिये पहलेसे | 
सचेत हो जाना बड़ा अच्छा है । “ऐ. मुसाफिर ! कूचका | 
सामान कर । इस सरामें है बसेरा चंद रोज |? और आज- | 
कल तो सौ वर्षो्मिं तीन पीढ़ियाँ समाप्त हो जाती ह| | 
वीरमरण सबके भाग्यमें नहीं लिखा रहता । पहले | 
जमानेमें क्षत्रियलोग पुत्रको राज्य देकर रणमें प्राणत्याग | 
करते थे | आजकल तो हिंदुओँमें बस, ब्रामण, वैश्य और | 
द्र ही अधिकतर शेष “हैं | कमी-कभी एकाथ कर्मवीर | 
क्षत्रिय दिखायी पड़ जाता है। खटियामें सड़कर मरना प्राचीन | 
क्षत्रियोंके लिये पाप था; इसीलिये संग्रामका अवसर न होनेपर | 
वे मृत्युको निकट देखकर अनशन-त्रत ( प्रायोपवेशन ) | 
जलसमाधि, चितासेवन आदिके द्वारा प्राण छोड़ते थे । | 
यह जानकर कि शरीर केवळ एक बार मरता है। । 
हमारे प्राचीन बीर सम्मुख मरणकी बड़ी प्रशांसा करते | 


थे। संसारका प्रपञ्च, मी एक वड़ा युद्धक्षेत्र ही है ।इस क्षेत्रमै. 


जो पुरुपार्थी धर्मयुद्ध करतेकरते जीता रदे अथवा मर | 
जाय) बही सच्चा वीर है; उसकी पराजय भी विजय है। | 

काळ बड़ा चोर है। वह ऐसे समयमें सेध लगाता है! 
जव किसीको पता ही नहीं ळगता । उसका निशाना कमी | 
नहीं चूकता । सबके सो जानेपर मी वह सदेव जागता रहता | 
है । वैद्यराज दवा घोळते रह जाते हैं पण्डितजी मृत्युञ्जयका | 
पाठ पूरा नहीं कर पाते लेन-देन) बही-खातेका हिसाब अधूरा 
रह जाता है और जीव चळ बसता है । काळ अपने आने, 
समयकी सूचना नहीं देता, इमारे जानेक्रा समय नहीं बतळाता' | 
दुनियाको) हमारी आवश्यक्ता है, इसकी परवा नई | 
करता, रोनेते पिघछता नहीं । वह न तो दयाछ पिताको, 
साथ जाने देता है न प्यारी ख्रीकोश न करुणा मात 
हमेंबचा सकती है न सहोदर माई । कालको को 
नहीं याळ सकता । दौलत और असबाबः हाथी और 
घोड़े! शरीरके आभूषण और दिलके अरमानको जहाँका 
छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ता है | हो) एक ऐसा मित्र 
है, जो साथ जानेसे नहीं रकता । वह कालके भी सिर 
बैठकर साथ जाता दै । वह है “घर! । | 


| 


हि CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


j 


५ 


्‌ 


संख्या ८ ] 

भाई ! हमें ओर आपको एक दिन जरूर जाना है। जो 
मरनेके बाद भी जीना चाहता है, उसे प्रतिक्षण याद रखना 
होगा कि उसे भी किसी दिन जाना है । जिसने बचपनमें 
शक्तिका, जवानीमें विद्याका, प्रौदावस्थामै अतुछ धनका संग्रह न 
किया; उसने कुछ न किया | जिसने द्रव्य यज्ञक्रे द्वारा देवताओं- 
का ऋण चुका दिया हो) संततिके द्वारा पिताका ऋण चुका 
दिया हो और उपकारके द्वारा संसारका ऋण चुका दिया 
हो, वह मरनेका अधिकारी हो जाता है, उसके लिये मृत्यु 
हँसी-खेल है । माल्किके पाससे जब बुलावेका समन आयेगा; 
तब उसकी तामीछ करनी ही होगी जो हर समय इस 
निमन्त्रणके लिये तैयार रहता है, उसे मालिकके पास जानेमै 
दुःख या कष्ट नहीं होता । जो तैयार नहीं रहता, वह रोता 
है, एक क्षणकी और भिक्षा माँगता है, कुछ जरूरी कामोंका 
बच जाना बतलाता है, परंतु 

“कालो हि दुरतिक्रमः? 

काळकी रेलगाड़ी एक पले लिये भी ठहरती नहीं । 
जिसने सारा जीवन यों ही गँवा दिया, उसपर काळ एक पले 
लिये विश्वास नहीं कर सकता । उसे वह एक क्षणकी भी अन्तिम 
मिक्षा नहीं दे सकता | जब जाना ही निश्चित है, तत्र पूरी 
तैयारीसे जाना अच्छा दै । इसलिये कवि कहता है-- 

कर्म है अपना जीवन-प्राण, कर्ममें बसते हैं मगवान । 
कर्मे है मातुमूमिका मान, कर्म पर आओ, हो बजिदान ॥ 

प्रिय पाठको ! मनुष्य-शरीर परमपिता परमात्माका 
अमूल्य दान है | वह एक पवित्र धरोहर है । उसका दुरुप- 
योग करना माता, पिता, गुरु और ईश्वरको तथा स्थं 


१>छजजजजनजलजननज्ज़्न्न्म्क्न्म्म्म्स्स्स्स्स्य्य्ल्य्स्स्य्स्य्ल्ल््ल्च््ल्ल््लचवलस््सच्च्च्चच्च्च्स्स्चच्च्स््स्च्ल्ल्च्ल्चिचिल 


खोपरी परी रही 


१९९५ 


अपनेको धोखा देना है । धनुपसे छूटा हुआ तीर और 
आयुक्रा बीता हुआ समय वारस नहीं आता । समय भूक 
जानेपर पश्चात्ताप करना बृथा है | जीवन उसीका सार्थक है; 
जो अपने नश्वर शरीरके द्वारा कुछ उपयोगी कार्य कर जाता दै। 
इस विशाल जगत्में कार्योकी कमी कभी न रहेगी | संसारसे 
त्रिदा होनेपर ईश्वर प्रत्येक व्यक्तिसे पूछेगा कि तुमने अपने 
दारीरके द्वारा क्या किया | मृत्युःसमयक्ा परम संतोष ही 
ईश्वरकी प्रसन्नताका प्रमाण है । झठा पापी, ढोंगी और 
दुराचारी जीव अन्तिम समयमै सुखी और संतुष्ट कदापि 
नहीं रह सकता । जीवनभर कर्तव्य पालन करनेवाले ब्यक्ति 
अद्भुत बीरता और शान्तिके साथ प्राणत्याग करते देखे जाते 
हैं, उन्हें परमपिता अपनी गोरमें स्थान अवश्य देता है | 
अतएव हमें राजर्पि भवृद्दरिके इन मार्मिक वचनोंको उठते- 
बेठते, सोते-जागते स्मरण रखना चाहिये-- 

यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेवरगुहं यावच्च वूरे जरा 

यावच्चेन्ट्रियशक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुषः । 

आत्मश्रंयसि तावदेव विदुधा कार्यः प्रयन्नो महान्‌ 

रोददीप्ते भवने च कूप खननं प्रत्युद्यमः कीशः॥ 

अर्थात्‌ जबतक अपना शरीर नीरोग और पुष्ट है और 

बृद्धावस्था वूर है जब्रतक इन्द्रियाँकी शक्ति न्यून नहीं हुई 
और आयुष्य भी क्षीण नहीं हुआ दै, तभीतक बुद्धिमान्‌ 
पुरुपको उचित है कि अगने कट्याणके लिये यक्ष अच्छी तरहसे 
कर लें; जत्र घर जलने छो तभी कुआँ खोदनेके उद्योगसे 
क्या लाभ होगा ! 


Cnn छि. ppt ति] 


~ ज्चै 


हार त 


छ ६९८८ ELEC EE— 


खोपरी परी रही 


राखे पाँच पाप पंथ, कोटिक कुकर्म कीन्हे, 
फैली वेल भारी फरी पाप की फरी रही । 

वार भए सेत, तोऊ केती अनरीती करी, 
रीती नहीं करी पोट पाप को भरी रही ॥ 

न हेत कीन्हो, नाम नहिं लीन्हौ एक, 
धन धन धौल धाम धरती धरी रही। 

कीन्दौ नहि चेत, भए प्रेत, अंत रेत भए, 
खेल गए खेली; खेत खोपरी परी रही ॥ 


———@e+— 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


SELECTS EEE — 


पाइ जोहरी 


( लेखक--श्रीरमणलाल सोनी, अनुवादक--श्रीजयशंकर पंड्या ) 


(१) 
सैकड़ों वर्ष पहलेकी यह कहानी है । 
पाँडूके माता-पिता उसके शैशवमें ही खर्गगामी हो चुके 
थे । पांडकी विधवा फूफीने उसका पालन-पोषण किया । 
उचित उम्र होते ही पांडूका व्याह हुआ और तदनन्तर उसने 
काशीपुरीम एक छोटी-सी दूकान आरम्म की । व्यापारमे 
धीरे-धीरे उसकी प्रतिभा विकसित होने लगी और कुछ 
वर्षेमि तो पांड्रका नाम झहरके प्रमुख सेठौमै लिया जाने 
रगा | देश-विदेदाके बड़े-बड़े व्यापारी उसके यहाँ हीरे-पन्ने 
जबाहरात लेकर बेचने आते | जौहरी तो वह ऐसा था कि 
' उसके द्वारा आँकी गयी कीमतसे एक पाई भी अधिक मिळने- 
की आशा करना व्यथ माना जाता था | 
पांडू जौहरी एक दिन अपने रथपर सवार होकर 
पाटलीपुत्रसे वाराणसी आ रहे थे | बहुमूल्य वस्राभूषणँसे वे 
सुसञ्जित थे] उनका सारथि मी मदमस्त एवं रोबदार था । 
अचानक उनकी दृष्टि एक साधुपर पड़ी, जो नीचा मुँह किये 
चला जा रहा या | साधुक्रा सिर खुला था; वह पसीनेसे तर, 
दहकती रेतपर नंगे पाँव चल रहा था । पांडू जौहरी साधु- 
की शान्त, सौम्य एवं आन्त मूतिक्रो निहार रहे थे। अनायास 
ही ये सोचने लगे, “आह ! बेचारा कितना दुखी है | क्यों 
न इसे रथमें बैठा लिया जाय |? साधुके समीप आते ही 
उन्होंने रथ ठहराया और साधुसे रथमें बैठनेकी नम्र प्रार्थना 
की | साघुने मौन स्वीकृति दी । 
रथारूढ होनेके पश्चात्‌ साधुने कहा, 'सेठ ! आपने 
मुझपर अत्यन्त कृपा की है। ईश्वर और गुरुकी पासे मैं 
आपके ऋणका बदला चुकाना नहीँ भूलूँगा ।? 
सेठको यह सुनकर हँसी आ गयी। उन्होंने सोचा, “इसके 
पास क्या है! एक ढँगोटी ! यह मेरा ऋण क्या चुकायेगा १? 
जीवनभर धनके विचारोंमें तन्मय रहनेवाले सेठको क्या 
पता था कि धन-दौलतके सिवा अन्य प्रकारसे भी मनुष्य 
अपने ऋणसे उऋण हो सकता है । 
कुछ क्षण वाद साधुने एक इष्टान्त दिया | « 
(एक पण्डित था । समी शास्रेमि वह पारंगत था । उसे 
गर्व थां कि संसारमै मेरे सीखने योग्य कोई मी विद्या अवशेष 


|| £ (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


_वासवमे तो मैं कुछ मी नहीं हूँ ।? | 


| 


नहीं है । वह अपनी विद्वत्ताका सेहरा बाँधे देश-विदेश | 
भ्रमण करता, पण्डिताँकी समाओं एवं राजदरबारोंमें अपनी | 
विद्वत्ताके चमत्कारोंसे सबको प्रभावित करता । उसका ऐश्वर्य | 
इतना बढ़ गया कि नौकर-चाकर पानी पिलायें तो पीता" ”"' 


| 


सान करायेंश तत्र जान करता | दैवयोगसे एक वार उसके | 


ग्रामको छुटेरोंने छूठा | पण्डितजीका घर भी बच न सका | | 
जब छुटेरोने पण्डितनीके घरको छूटना आरम्भ किया, तत्र | 
पण्डितजी गळा फाइ-फाइकर उन्हें समझाने ळगे--'अरे | 
मूर्खो ! तुम क्या कर रहे हो? इसका भी तुम्हें ध्यान है ! मैं | 
पण्डितवर्य हूँ । समी शास्रैमि पारंगत हूँ । सैकड़ों समाओंका | 
विजेता हुँ ।? | 
यह सुनकर पांडू जौहरी हँसी न रोक सके | | 
साधुने कहा, “हँसने-जैसी हीं बात दै सेठ ! जंगली | 


-लुरेरोके सामने इछोक बैसे ही रहे, जैसे-- ह | 


फँस के आगे बीन बजाई भैंस ऊगी पगुराय ॥ | 


| 

लुटेरेनि सोचा--इसकी भाषा तो समझमें नहीं आती; | 

पर इसके गलेमें चिह्मनेक्री शक्ति अधिक है। अतः वे पण्डित: | 
जीके हाथ-पाँव बाँधकर अपने साथ छे गये । दूर जंगलके | 
समीप एक सरोवरक्रे वीच ऊसर टापू था । वहाँ पण्डितजीको | 
अकेला छोड़कर छटेरे चले गये | " 
` छुटेरोंके जानेके बाद पण्डित पागलकी भाँति इधर-उधर | 
भटकने लगा | पर कहाँ उसे आश्रययोग्य स्थान न मिला | | 
मध्याहृतक तो पण्डितकी भूख प्रवल हो उठी | पर क्या | 
खाय | आकुल-व्याकुल होकर वह बहुत मारा-मारा फिरा, पर | 
रुधा शान्त करने छायक कुछ मी उसे प्राक्त न हुआ । तेरकर | 
उस पार जाय तो कुछ प्राप्त हो सके | अब पण्डितको ध्यान | 
आया कि वहतैरना नहीं जानता था| बह संसारके सभी शाक्रे 
पारंगत हुआ पर तेरनेक्री विद्यामें तो वह इस पार ही रह। 
गया था | ढेरों विद्याओंमें निपुण वह पण्डित उस ऊजई | 
टापूमें अपनी स्थितिपर आँसू बहाने लगा । ठीक ही कहां है | 


_मैं क्या हूँ और क्या नहीं? इसका ग करना आय है| 


| 


साधु मन्द-भन्द मुसकाने छगा । मार्ग भर साधुने सडे 


LT >> "००७" 


Fo 


संख्या ८ ] 


पांडू जौहरी 


१११७ 


ww ५७४ 


ऐसे अनेक इष्टान्त दिये और सेठ हाँ हाँ करते हुए उन्हें 
चुपचाप सुनते रहे । 

आगे एकः सकरा मार्ग आया | रथ तीत्र गतिसे उड़ा 
जा रहा था कि मार्गमें एक वेछ्गाड़ी रेतमें फॅसी दिखायी 
दी | गाड़ी चावलोंकी . बोरियाँसे लदी थी। गाड़ीका एक 
पहिया गडुमें फैंस गया था | बेचारा कृपक्र अथक प्रयल् 
कर रहा था, किंतु अत्यधिक वोझके कारण गाडी निकालनेमें 
सफल नहीं हो पा रहा था | 


इस गाड़ीने सेठके रथको रोक रखा । गाड़ीवालेने सेठसे 
अनुनय-विनय की--*आपका सारथि. थोड़ी सहायता करे तो 
अमी पहिया निकल जाय । बोरियोंका बोझ अधिक है ।? 


यह सुन सेठ लाळ-पीले होते हुए बोले, “वोरियोंका 
बोझ अधिक है तो फेंक दे | दुष्ट | शक्तिके उपरान्त बोझ 
भरता है और वैलोंको मारता है। ऐसे घातकियोंको तो 
सूलीपर चढाना चाहिये ।? 

सेठने सारथिको आदेश दिया--“महादत्त ! फेंक दे 
इसकी बोरियाँ और हटा दे गाड़ी | हम कहाँतक खड़े 
तपते रहेंगे १? 

गाड़ीवाला गिड़गिड़ाता रहा और महादत्तने वोरियाँ फेंक 
दी" “` "उसने गाड़ी एक ओर ढकेलकर रथको तीव्र 
गतिते हाँका । 

- रथ चला ही था कि उस साधुने कहा) “सेठ ! में यहीं 
उतर जाऊँगा | आपके क्रणसे .उऋण होनेका अवसर मुझे 
अभी हाथ छगा है ।? 

-सेठ दंग रह गये । उन्होंने पूछा--*इतनेमें आप- 
को अवसर भी हाथ लग गया ! पहले ऋण भी तो 
चढ़ने दीजिये ।? 

“ऋण तो बहुत चढ़ चुक्रा है; सेठ !? साधुने कहा । 
“इतना भी चुका पाया तो भगवानकी कृपा ही समझूँगा ।? 
साधु रयसे उतरकर उस गाड्डीकी ओर चला | 

सेठने पूछा, “उस ओर कहाँ चले १: 

साधुने कहा--“इस गरीब गाड़ीवालेका हाथ बैंटाने' ' 
में इसे सहायता देकर आपके ऋणसे उऋण होउँगा ।? 

ग्रह केसे सम्भव है १? सेठने पूछा | 

ध्यह तो बहुत ही सरलतासे हो सकता है; सेठ ! 


यह गाड़ीबाला आपका सम्बन्धी है; आपके सोभाग्यसे इसका 
भाग्य जुड़ा हुआ है ।? ड 

सेठने साधुकी वातकरो उपहास समझकर रथ चलानेका 
आदेश दिया । 

CR) े 

बेचारा गाड़ीवाला !इतनी बोरियाँ केसे चढ़ाऊँगा ' “"" 
समयानुसार वाराणसी केसे पहुँचुँगा? इसी चिन्तामें घुल रहा 
था | निराशाने उसकी कमर तोइ दी थी | इसी समय 
साधुने उसके समीप जाकर उसे धीरज बैँधाते हुए कहा-- 
(आओ), हम दोनों वोरियाँ चढ़ा दें |? 

गाड़ीवालेको धीरज बंधी | सजल नेत्रासे वह बोला-- 
“महाराज ! ये वेभवशांली कितने दुष्ट हैं। दयाकी तो एक 
बूँद भी इनमें नहीं होती | सेठका मैंने क्या बिगाड़ा था जो 
इन्होने मेरी बरियाँ फॅंकबा दी |? 


साघुने कहा--'भाई ! पेसा मादक वस्तु है । रारावका 
नशा कदाचित्‌ न भी चढ़े) किंतु धनक्री मादकता प्रभाव 
दिखाये विना नहीं रहती | ऐसे धनके साथ अगर अज्ञानता 
मिल जाय तो फिर अवशेष ही क्या रहे ? तू ही सोच ! तू. 
अगर इस सेठके स्थानपर रथपर चढ़कर जा रहा होता और 
मार्गमै क्रिसी गरीबकी गाड़ी तेरा मार्ग रोकती तो तू 
क्या करता १? 

गाडीवाला सोचने खगा । उसे स्मरण हुआ कि उसे 
अपनी अच्छी आमदनीका कितना गर्व था, किस प्रकार वह 
फूला-फूला फिरता था। एक बार छोटे माईने उसकी सलाह- 
की अवगणना की यी" “ ` "कितना लाल-पीला हुआ था वह 
उसपर ! इस सेठकी भी तो वही स्थिति थी | उसे अपना 
दोष स्पष्ट दीख पड़ा | हाथ जोड़कर उसने साधुसे कहा-- 
(महाराज | आपने मेरी आँखें खोल दीँ | में भी सेठके 
स्थानपर होता तो यही करता' `" ` "मैं मूर्ख हुँ, अज्ञानी हूँ; 
अभिमानी हुँ, किंदु प्रतिज्ञा करता हूँ कि,आजसे कभी ऐसा 
कृत्य नहीं करूँगा, जिससे किसीको दुःख पहुँचे |? 

साधुने “तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और कहा-- 
प्दूसराँके दोषोंकों देखनेके पहले मानव यदि अपने गुण-दोपों- 
का विचार करे तो अवश्य ही पापसे वच जाय [? * 


बोरियाँ व्यवस्थित रख दी गयीं। गाड़ी आगे चली । 
थोड़ी ही दूर गये थे कि गाडीवालेको कुछ पड़ा हुआ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ३ = 


१११८ 


दीला । नीचे उतरकर देखा तो खर्ण-मुहरोक्नी भरी थैली 
थी !,गाडीवालेने साधुक़ी ओर देखा । साधुने कहा-“उठा 
ले'`""` "ज्ञात होता है उस सेठकी गिर पड़ी है। काशी जाकर 
उस सेठको दे देना। यह कभी न भूलना फि उस सेठके 
माम्यसे तेरा भाग्य भी जुड़ा हुआ है ।? और तत्र साधुने उसे 
उस सेठका पता यताया। थोड़ी दूर जाकर साधु अलग 
हुआ और गाड़ीबाला काशी पहुँचा । 
(३) 
काशीमें मछिक नामक एक व्यापारी था । उसने काशि- 
राजको उच्च भ्रेणीके चावलेंकी कुछ बोरियाँ पहुँचानेका 
सौदा किया था । आज अवधि समास हो रही थी । अमी- 
तक चावलोंका पता नहीं था। शाहरमें भी कहीं चावल 
उपलब्ध नहीं थे; क्योंकि उसके प्रतिस्पर्धीने नगरके सारे 
चावल खरीद लिये थे। वह अब मल्लिकसे मनमाना मूल्य 
“लेना चाहता था| इस विपत्तिसे त्राण पानेका मार्ग प्रा 
करने वह अपने घनिष्ठ मित्र पांडू जोहरीके पास गया | उसने 
पांडूसे कहा--'मेरे चावलेंकी गाड़ी आज पहुँचनी चाहिये 
थी, पर न जाने क्‍यों अमीतक नहीं पहुँची ! हाय मैं छट 
गया'" "` -अत्र मैं क्या करूँ १? एक दीर्ध निःश्वास मलिकके 
मुँहसे निकल गया । पांडूको उस गाड़ीकी याद आयी | 
उसने कहा, “मार्गमें मुझे चावलोंकी बोरियॉसे लदी एक 
गाड़ी मिली थी; किंतु बह कब पहुँचे कह नहीं सकता । 
मैने उस गाड़ीपरसे सभी बोरियाँ नीचे फेंकवा दी थीं। 
अकेला गाड़ीचाला कब सारी बोरियाँ चढ़ा पायेगा और 
कब पहुँचेगा १? 

मलिकने कहा--“यह क्या कहते हैं आप ! मेरे घनिष्ट 
मित्र होकर भी आपने मेरे चावल फँकवा दिये ! यह क्या 
किया आपने १? 

(किंतु मैं क्या जानता. था कि एक अपरिचित गाड़ी- 
बालेको विपत्तिमें डालते हुए में अपने ही मित्रपर बज्राधात 
कर रहा हूँ ।' जौहरीने कहा | 

“मुझे जब मेरे प्रतिस्प्ीसे मुँहमाँगे दाम देकर चावल 
खरीदने पड़ेंगे" *“*“किंतु इतना नकद मेरे पास कहाँ है १? 
मल्लिकने, कहा । 

नकदका नाम सुनते ही सेठको अपनी खर्ण,मुहरराँकी 
यैलीका ध्यान आया | घर पहुँचकर उसे रथसे तो उतारी 
नहीं थी, फिर गयी कहाँ ? क्षणभरमें तो सेठके होश-हवास 


MAN 


हवा हो गये ! “ह्य | मेरी जीबनमरकी कमाई धूलमें मिल 
गयी । मैं द्र-दरका मिखारी हो गया ।? 

मल्लिक आपत्तिमे सान्त्वना प्रात करने पांट्के पास आया 
था, किंतु अब पांडूको ही सान्त्वना देनेक्ा अवसर उपस्थित 
हुआ । श्रीमंत मानकर जिसके सामने मलिकने हाथ पसारा 
था) वह खयं भिखारी निकला ! 

पांडको अब सुध-बुध न रही । पागळकी भाँति वह 
चिल्लाने लगा | सारथि महादत्तकों बुछाकर उसे आड़े द्वाथौं 
लिपा-दुष्ट ! रथसे मेरी थैली कहाँ अहस्य हो गयी !? 
महादत्तको यैलीके विषयमें कुछ भी ज्ञात होता तो जवात्र देता । 
उसे मौन देखकर सेठकी आँखोंसे अंगारे बरसने लगे । 
सेठने उसपर चोरीका आरोप लगाकर कोतवालको सौंप 
दिया । कोतवालने महादत्तको बुरी तरह पीटा | निरपराध 
बेचारे महादत्तकी बुरी गति हुई । 

यहाँ इस प्रकार ऊहापोह मची थी कि दूसरी ओर वह 
गाडीवाला पांडू जौहरीका पता पूछता हुआ आ पहुँचा । 
उसने खण्ण-मुहरोंकी भैली सेठको सोंपते हुए कद्दा-'इस 
थैलीको सँभाल लीजिये |? सेठके आश्चर्थकी सीमा न रही । 
वे गाड़ीबाळेक्री ओर निनिमेष नेत्रासे देखते रहे | 

उन्हें अपनी आँखोंपर विश्वास नहीं हो रहा था। वे 
सोच रहे थे--'जिसकी बोरियाँ फेंकबा दी थीं) यही वह 
याड़ीवाला है ! वही क्या मुझे उपकृत कर रहा है !” हर्षके 
आवेशमे सेठने गाडीवालेको गलेसे लगा लिया और त्रोले- 
“भाई ! तूने मेरी लाज रख ली |? 

गाड़ीवालेने कट्टा-/सेठ ! यह सत्र उस साधु पुरुषके 
सदुपदेशोंका परिणाम है। में तो उनके साथ केवल दो डग 
ही चला हूँ, इतनेमें ही उन्होंने ज्ञानके प्रकाशसे मेरी आँखें 
खोल दी हैं। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरा 
भाग्य आपके भाग्यसे जुड़ा है |? 

यह सुनकर सेठ चाके । उन्हें स्मरण हुआ कि इसी 
प्रकारके शब्द साधुने उनसे भी कहे ये । किंतु धनके मदमै 
उन्होंने इस ओर ध्यानतक नहीं दिया था | उन्हें उस 
पण्डितका दशन्त भी याद आया | 

मैं क्या हूँ और क्या नही, उसका ग व्यर्थ है । 
वास्तवमै देखा जाय तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ।? ये शब्द 
साधुने उन्हें ही सम्बोधित करके कहे थे, ऐसा उन्हें प्रतीत 
होने लगा | ` 


० ८ (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५ 
© SE 


[PR NPR NN SOPHIE त 


हा, ] | /N yk. Yr" I ] Fe, pe 


dl Cl A 0709 «छा 


संख्या ८ ] 


पांडू जौहरी 


१११९ 


ooo 


्षणोमें ही समस्त वातावरणमें अनोखा परिवर्तन हो 
गया । पांडू सेठ सिर पीरते थे" " "बे हूँसने लगे । मल्लिकके 
हर्षकी सीमा न थी | उसकी वात रह गयी | थैली मिळनेसे 
सेठकी प्रतिष्ठा टिक सकी । महादत्त निर्दोष सिद्ध हुआ 
और कारावाससे मुक्त हुआ | 


¥ 
पांडू जोहरी चर हु त साधुके क्षणिक 
सहवाससे मेरा इतना उपकार हुआ, उसका चिर सहवास 
तो अवश्य ही महान्‌ लाभप्रद होगा |? 
इसके पहले उन्हें कमी साधु-संतोंकी शरण लेनेका विचार- 
तक नहीं आया था । किंतु आज उनके हृदय-तलमें 
अनोखी तरंगें उठ रही थीं । जिस साधुके क्षणिक सहवाससे 
गाड़ीचालेने स्वर्ण-मुहरोंका मोह त्याग दिया, वह साधु कितना 
तेजस्वी होगा | मैं उससे अवस्य मिलूँगा । साधुके दर्शनोंके 
लिये सेठ व्याकुल हो उठे । 
पांडू जौहरीने साधुकी खोजमें प्रस्थान किया और 
साधुको पाकर ही उन्हें शान्ति हुई | साधुके चरणोंमें सिर 
रखकर बोले--८देव ! मुझे ज्ञानामृतका दान देकर 
कृतज्ञ कीजिये ।? 
साधुने कहा-अब क्या उपदेश दूँ ! जो उपदेश देना 
था, वह तो दे चुका । फिर भी सुनो-'यह कभी न भूळो कि 
तुम्हारी ही भाँति सुख-ढुःखका अनुभव दूसरेको मी होता है। 
अन्य तुम्हारे साथ किस प्रकार व्यवहार करें कि तुम्हें आनन्द 
हो--इसका विचार करके ही उनके प्रति व्यवहार करना । 
परोपकारका एक भी अवसर हाथसे न जाने देना।'*"“** 
खेतमें बोये हुए सभी बीज नहीं फछते, परंतु जीवनमें बोये 
हुए सत्कमोंके बीजोमें एक मी व्यर्थ नहीं जाता |? 
सेठने कहा--०महाराज ! अन्यौंका विचार करनेका 
आदेश आपने मुझे दिया; किंतु मेरा प्रथम कर्तव्य क्या 
हो"”“" 'अपनेको सम्हालना या अन्यको ! अन्याँकी संख्या 
भी तो असंख्य है और यदि मैं दूसरोंके कार्यमें हस्तक्षेप 
करूँ तो वे उसे केसे स्वीकार करेंगे ।? 
साधुने कहा--'सेठ ! स्वयंको सम्हालना ही प्रथम 
कतंव्य हैः" `° ` `«स्वयं? का अर्थ अपने आम्माते है । शरीरसे 
आत्मा भ्रेष्ठ है । आत्माको नरक्में ढकेलकर' ' 'खान-पान, 
रागरंग, भोग-विळासमें ड्रबे रहकर शरीर नहीं सम्हाला 
जाता | केवल शरीरको रखनेसे आत्मा नहीं रहता, परंतु 
आत्माको सम्हालनेसे शरीर रददेगा' ` "` “एक रूपमें नहीं तो 


दूसरे रूपमें | शरीर आत्माके अधीन है । आत्मा अमर ओर 
स्वाधीन है ! शरीरकी ओर कम ध्यान देकर मानव छितना 
आस्माकी उज्ज्वलताकी ओर अग्रसर होगा; उतना ही अधिक 
वह दूसरोंकी सहायता कर सकेगा । आत्माद्वारा ही स्थायी 
उपकार सम्भव है । एक आत्माकी सहस्तों रदिमयाँ अन्य 
सहसो आत्माओंके प्रवेशद्वार खोल देती हैं। श्रद्धा एवं 
विश्वास रखो कि तुम उन लाखों' " 'करोड़ों) अनन्तोको सम्हाल 
सकोगे । इसमें अन्याँके कार्यमें हस्तक्षेप करनेका प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता । ऐसी कल्पना भी भ्रम है; क्योंकि 
इसमें “मैं? और “अन्य” का भेद ही छस हो जाता है। “में? 
और “अन्य” के मध्य एक सूक्ष्म पर्दा है, जो दोनोंको विभिन्न 
रूपॉमे प्रदर्शित करता है। यही माया है ! मानव अपना 
अर्थात्‌ आत्माका कल्याण सोचे और उसीके अनुसार आचरण 
करने लगे तो उसकी ओजखितासे वह पर्दा अदृश्य होने 
छगता है। और तत्र “मै और “अन्य का भेद नहीं ° 
रह जाता |? 

पाँडूने पूछा-'भगवन्‌ ! सुखका सरळ मार्ग क्या है १? 

साधुने कद्दा-*सरल मार्ग तो ज्ञात नहीं है | हाँ, सीधा 
और सच्चा मार्ग अवश्य शात दै । दूसरोंको सुखी-सम्पन् 
बनाने और सुखी देखनेमें जो आनन्द दै, बही बास्तविक 
सुख है । यही सुखका एकमात्र सीधा मार्ग है ।? 


पांडू सेठने कहा, 'किंतु कई लोग हमारा अहित सोचते 
हैं | इसका उपाय १? 

साधुने कहा-'यदि कोई अहित सोचे तो सोचने दो । 
अन्य यदि कीचड़में अपने हाथ मैले करते हैं तो आप भी 
करेंगे क्या ! दूसरे हमारा अहित कर रहे हैं, ऐसी मान्यताकी 
भी क्या आवश्यकता है | मनुष्यका अहित वह खयं करता 
है, अन्य कोई नहीं । आप अपने कर्तव्यानुसार सदैब अपना 
और अन्याँका हित सोचिये। न्यायका कार्य कर्मके नियमों- 
पर छोड़िये ।? 

“कर्मका नियम क्या है, महाराज |? 

“कर्मके नियमका अर्थ है क्रिया और प्रतिक्रियाका 
नियम' ` 'वीज और फलका नियम | मानब-मानसञ्चाल्नकी 
नींवमें और जगत्के शुद्ध एवं सर्वोच्च व्यवद्दरमें इस कर्मका 
नियम निहित दै । इस नियमके अनुसार जिन किन्हींके साथ 
आप क्षणिक सम्बन्ध रखते हैं, वे सभी आपको थोड़ा बहुत 
प्रभावित किये बिना नहीं रहते। एक बार प्रभावित कर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११२० 


जानेवाला मनुष्य पुनः मिलता है तो उसका प्रभाव इद्‌ बन 
जाठा है । यही प्रभाव (संस्कार कहलाता है । यह प्रभाव 
स्थूल शरीरपर नहीं पड़ता, बल्कि सूक्ष्म शरीरपर पड़ता 
है। प्रभाव जितना ही अधिक गहरा होगा, उतना ही अधिक 
स्थायी होगा । एक वार दृढ़ प्रभाव डाल जानेवाला व्यक्ति 
हौ वर्ष पश्चात्‌ मिले, तो भी शीघ्र ही पहिचाना जाता है।? 
` यह क्योंकर सम्भव है, खामी १? 
` साधु मधुर स्मितके साथ बोले--“आपका ही दृश्ान्त मै 
देता हूँ. । उस दिन रथम बैठानेके लिये आपने मुझे क्यों 
बुलाया था १? 

“आपको प्रखर धूपमे चलते देखकर मेरी दया उमड़ 
पड़ी थी ।? ; 

«इस प्रकार धूपमें चलते हुए पहले कमी क्या आपने 

„ किसीको नहीं देखा! प्रत्येक प्रसङ्गपर प्रत्येकको रथमें वेठानेके 
लिये कमी आपने कहा था १ या बताइये, वह गाडीवाला 
कितना संकटग्रस्त था, उसपर आपको दया क्यों नहीं 
आयी ! उसकी बोरिया फेंकवा देनेकी ही इच्छा आपको 
क्यों हुई !? 

(कुछ भी समझमें नहीं आता देव !?' 

“बुनो, मुझे देखकर दया और गाड़ीवाळेको देखकर 
ऋध उत्पन्न होनेका एकमात्र कारण हमारा आपके सूक्ष्म 
झरीरपर डाला हुआ प्रभाव ही है। उत्तम प्रभावका परिणाम 
प्रेम “" "ममता एवं बुरेका फल रोप ही है ।? 

“किंतु मैने जीवनमै न तो कमी आपको देखा है और 
न कमी उस गाड़ीवालेको ही | फिर यह प्रभाव पड़ा कत्र १? 

` साधुने मधुर हास्य करते हुए कहा--पहले' ` ” " बहुत 
पहले' ` `" इस जीवनके पहले पड़ा हुआ यह प्रभाव है ।? 
पाड जौहरी मूढवत्‌ सुनते रहे । क्षणभरके लिये तो 
उनके नेत्र भी मुँद गये'` ` "'मानो वे अपने पूर्वजन्मकी 
कर्मकथा मानसपटलपर पढ्नेका प्रयास करः रहे हों । 
साधुकरी शान्त-स्वस्थ बाणी पुनः सुनायी दी। वे बोले- 
“सेठ | अतीतक्रे सँकरे मागें ज्ञानदीप लेकर धीरे-धीरे मार्ग 
दृते जानाः `“ ` "एक दिन सर्व॑ प्राप्त हो .जायगा | किंतु 
वतंमानमें तुम कहाँ स्थित हो और भविष्यके असंख्य गली- 
कूचे तुम्हारा मार्ग किस गळीसे .गुजरता है; उसे टीक-टीक 
समझ लेना भूलना नहीं ।? त : 


TAN LS 


झन 


साधुको वन्दन कर पांडूने प्रस्थान किया । 
(५) | 
पंडू जोहरी अव साधु-संतोंकी ओर अत्यधिक आकर्षित | 
हुए । कौशाम्बी नगरीमें उन्होंने एक सुन्दर विहार बनवाया | 
जहाँ साधु-संत एवं श्रमण रह सकें) तत्वचिन्तन कर सके। देशके | 
कोने-कोनेसे साधुसंत उस बिहारमै आकर बसने लगे । पाठ- | 
शालाएँ प्रारम्म हुई । आठौं पहर धमंशाज्रोंका अध्ययन होने | 
छगा । विद्वानोंके विवाद एवं ब्रहाज्ञानिर्योक्रि अनुमवपूर्ण तक | 
सुनायी पड़ने कको । चित्रकार साधु-वद्दारकी दीवारोंपर | 
धार्मिक चित्र चित्रित करने लगे शिल्पकार, कलाकार अपनी | 
भक्तिको पाषाणोंमें मूर्तरूप देने लगे । कबि छोकमापामें | 
कथानक रचने लगे । देखते-देखते तो कोशाम्त्रीका विहार 
संस्कृवका आगार वन गया । ह | 
(६) | 
पांडू जौहरीका सारथि महादत्त चोरीके अपराधसे मुक्त | 
तो हुआ, परंतु निर्दोष होते हुए मी लेठने उसपर आरोप | 
लगाया और सताया था.। अतः बह अत्यन्त क्रोधित हुआ । | 
उसमें प्रतिहिंसाकी भावना इतनी प्रवल हो गयी: कि वह गाँव | 
छोड़कर जंगळोंमें चला गया और छुटेरोंकी एक टोलीका | 
सरदार बना । पथिकोंको ळूटकर अपनी जीविका चलाने लगा | | 
पांड जौहृरीसे बदला लेनेक्री धुन उसपर सवार थी और 
उसे एक दिन अवसर भी हाथ लग गया । पांडू जोहरीने एक | 
राजाके लिये एक मुकुट एवं अन्य अळंकार वनवाये थे'" "`" | 
अपने अङ्गरक्षकोंको साथ लेकर वे राजाको आभूषण देने जा! 
रहे थे। | 
सेठको इस सौदेमें अत्यधिक आमदनीकी आशा थी।, 
जीवनका यह अन्तिम सौदा था । इसके बाद समस्त जीवन: 
सत्सङ्गतिमें व्यतीत करनेका उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था || 
. छटेरे. महांदत्तको सूचना मिली कि पांडू जोहरी इसी! 
जंगलके मार्गसे जा रहा है। प्रतिहिंसाका इससे उत्तम अबसर | 
और क्या प्रात दोगा ! उसने अपने साथियोंको तैयार किया 
और अचानक सेठपर आक्रमण कर दिया | छ॒टेरोंके अचानक | 
आक्रमण और प्रबळ शक्तिके आगे सेठके अङ्गरक्षकोंके पर 
उखड़ गये | छ॒टेरोंने सेउका सारा - माळ लूट छिया" " 'सेठके| 
पहने हुए सभी अलंकार उतरवा छिये। मद्दाद्तने सेठके' 
वक्षः्खल्पर लात मारी और रथे फेकते हुए कहा--दुष्ट|| 
नारकी कुत्ते | उस दिन विश्वासपात्र महादत्तपर चोरीका 


} 
(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
| 


| 
| 


. संख्या ८ ] 


मिथ्या आरोप छगाते हुए तुझे लज्जा न आयी ।? महादत्त 
अपने वास्तविक रूपमें उपस्थित हुआ । 


सेठने महादत्तको पहिचाना । वे बोले--प्क्या तू मुझसे 
बदला ले रहा है! मुझे दर-दरकी ठोकरें खाते देखना 
चाहता है १? 

महादत्तने कहा) तूने यह मेरी कैसी हालत बना दी है ! 
न खानेःपीनेका पता है न घर-द्वारका ठिकाना है। पेड़ोंके 
नीचे पड़े रहना," ` 'पत्थरोंका सिरहाना लेना, निरपराध 
पथिकोंको छूटना उनके प्राणोंका प्यासा बने रहना ! तूने 
मेरी वनमानुपीसे मी हीन हालत बना डाली है! 


भयभीत पांडू सेठने कहा--यह कुङ्कत्य करना छोड़ 
दे, महादत्त !? “छोड़ दूँ ! छोड़ दूँ तो भूखा न मरेँ: " 'प्रतिष्ठा 
पूर्वक जीवन-यापन करनेके समी मार्ग अब मेरे छिये बंद 
हो चुके हैं। पकड़ा जा“ तो फाँसी दिये विना मुझे कोन 
छोड़ेगा १? “मैं तेरे अपराध क्षमा करवा दूँगा ` मेरे घर रखूँगा? 
सेठने कहा | महादत्त बोला, “तुम्हारी दयाकी ही तो यह 
बलिहारी है ! एक बार तुम्हारी सेवा करनेका परिणाम मैं भुगत 
रहा हूँ; दुबारा उसका आनन्द लेना नहीं चाहता । अब 
मुझे तुमपर विश्वास नहीं रहा | साथ ही मैं अपने कर्तव्य- 


| परायण साथियाँको छोड़ना भी नहीं चाहृता। तुम्हारी तरह 


खार्थान्ध में नहीं हूँ ।? 


सेठको वहाँ कराइता छोड़ महादत्त अपने साभियोंके 
साथ छूटका माळ लेकर अरण्यमें अदृश्य हो गया | 


साधुके शब्द सेठकी आँखोंके आगे अङ्कित होने छगे-- - 


“दूसरोंकों सुखी; सम्पन्न देखनेमें जो आनन्द है, वही वास्तविक 
सुख है। तुम अपने कर्तव्यानुसार प्राणिमात्रका हित सोचो' * "| 
न्यायका कार्य कर्मके नियमपर छोड़ो । “मैं एबं “अन्य? के 
मध्य मायाका आवरण है | आत्माकी उज्ज्बलताकी ओर ध्यान 


| दो | आत्मोन्नतिके आलोकके आगे बह आवरण अइदय होने 
„` छगेगा |? क्षणमरमें ही सेठका क्रोध पानी हो गया | वे भली 


मकार समझ सके कि उन्हें अपने ही कृत्यांका परिणाम 


| अगतना पड़ रहा है। महादत्तके जीवनपर जो प्रभाव अङ्कित 


हुआ है वही बोळ रहा है | यही बुरा प्रभाव है । यदि उसे 
भळीप्रकार प्रभावित किया जाय तो बुरे प्रभावकी शक्ति क्षीण 
हो जायगी । उन्होंने कोतवालको छूटकी सूचना नहीं देनेका 


|| संकत्प किया। “मैं किसीका नाम नहीं दूँगा, चाहे मुझे मेरे 
[| घनकी फूटी कोड़ी भी न मिले | मले ही वे मेरे धनका सुखसे 


YE RAN 


ए 


पाइ जौइरी 


११२१ 
उपभोग करें | जबतक वह घन रहेगा, तबतक तो वे दूतराको 
नहीं सतायेंगे | इस प्रकार मेरा घन असंख्य मानर्वोके भावी 
दुष्कमांको रोकने एवं असंख्य अज्ञात निदोपोंकों बचानेमें 
कारणरूप होगा |? इस सदुपयोगसे सेठको संतोष हुआ | 
उन्हें एक अलौकिक सुखका अनुभव हुआ |* * “ * 'एक अद्भुत 
रहस्य शत हुआ ! धत्यागमें जो सुख निहित दै, वह भोगमें 
नहीं है । दूसरोंको देनेमै जो सुखकी अनुभूति गरात होती रै, 
वह भंडार भरनेमें नहीं होती !? शान्तचित्त सेठने घरकी ओर 
प्रस्थान किया | 

(७) 


महादत्तने जिन्हें अपना कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार 
साथी कहकर सम्बोधित किया था, उन्हींके साथ उसका कुछ 
दिनों पश्चात्‌ कलह हो गया । उस छूटके मालके विषयमे ही 
यह कछह था | समस्त घन मद्दादत्तने एक गुप्त स्थानपर गाड़ २ 
रखा या | उसके अतिरिक्त अन्य किसीको उस स्थानकी जान- 
कारी नहीं थी। अमी उस धनको बाहर निकाळनेकी उसकी 
इच्छा नहीं थी। उसके साथी अपनी माँगपर हढ़ थे। “हमारा 
हिस्सा लेकर ही हम घर जायेंगे) बाल वर्चचोके साथ रहकर 
सुखसे जीबन-यापन करेंगे |? महादत्त कहता--““अभी नहीं । 
अमी धन निकाळनेसे पकड़े जानेकी सम्भावना दै ।? साथियोंने 
कहा) “तू झूठा है। सारा धन “तू” ही हड़प जाना चाहता है।? 


महादत्तने सेडको खार्थान्ध कह्दा था । आज उसके ददी 
साथी उसे देठी गालियाँ दे रहे थे। महादत्त हृष्ट-पुष्ट थाश" `° 
युस्सेका तेज या। बात बढ़ी और पळमरमे ही हथियार 
उछळने लगे | एक ओर महादत्त और दूसरी ओर उसके 
ईमानदार साथी | महादत्तने अपना हाथ दिखाया । पाँच- 
सातको तो पलभरमें उसने धराशायी कर दिया, अन्य प्राण 
छेकर मागे । बह स्वयं भी अत्यधिक घायल हो चुका था । 
युद्धकी उष्णता शान्त होते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा | 


देवयोगसे वे दयानिधान साधु भी इसी वनमार्गसे जा 
रहे थे । अचानक मारकाटकी आवाज सुनकर वे प्राणोँका 
मोह त्यागकर उस ओर मुडे । महादत्तके सायी भाग गये थे 
और वह मूर्छित अवस्थामें पड़ा था | साधुने छाशोंके देरपर 
करुण इष्टि डाली और एकमात्र जीवित लाश महादत्तके 
समीप आये `” | उसका सिर अपने अङ्कमें लिया और 
कमण्डलुसे उसे पानी पिलाने लगे । 


कुछ क्षण पश्चात्‌ महादत्त होशर्मे आया | उसने आँखें 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कर 
९ 


११२२ 


| मांग ३१ | “ 


च | 


खोलीं । एक सौम्य, शान्त और आन्त मूर्ति उंसकी सेवामे 
तन्मप थी । उनके नेत्रोसे प्रेम निथर रहा था । महादत्तको 
सरूप कुछ परिचित ज्ञात हुआ । साधुने शान्त खरमै कहा? 
/मकड़ीके जाळके एक सून्रका अवलम्ब लेकर भी मानव 
नरकते बच सकता है । इसलिये जीवनमै कोई सत्कर्म किया 
हो तो उसका स्मरण कर? उस सुक्ृत्यमें ही मनको केन्द्रित कर |? 
. अति मन्द्‌ एवं छड्खड़ाती वाणीमें महादत्तने कहां-- 
«सत्कर्म तो कमी कोई किया ही नहीं । स्मरण कहाँसे करूँ 
मगवन्‌ १ किंतु ज्ञात होता है जानेअनजाने कमी कोई 
सुकृत्य अवश्य हो गया दै । नहीं तो आज अन्तिम समय 
आपके अङ्कमे सिर रखकर मरनेका सौभाग्य केसे प्रात हो 
सकता १ साधुने कहा- “त्‌ घन्य है भाई ! यह तेरा 
सोमाग्य है कि जिस रहस्यको मैं पांडर जोहरीको नहीं समझा 
, सका, उसे तूने सहजमें ही समझ छिया ।? 
~ पांडू जौहरीका नाम सुनते ही महादत्त चौंका ! वह बोला? 
“पांडर जौहरी ! काशीके पांडू जौहरी ! कोशाम्बीके विहारके 
अधिष्ठाता ! आप उनसे परिचित हैं! आपं उन्हें क्या समझा 
रहे ये ! कहिये' `" ` 'कहिये। मुझे उनसे आवश्यक काये है।? 
बोळते-बोळते वह उत्तेजित हो गया । “साधुने ' . कह्य--हाँ 
बे ही काशीः `” ` 'कोौशाम्बीवाले पांड जौहरी | एक बार मुझे 
धूपमें नंगे पैर चलते देखकर उन्होंने अपने रथमें बेठा लिया 
था । मार्गमे एक गरीब गाड़ीवालेको देखकर उन्हें क्रोष 
हुआ था । खर्णमुहरांकी थेळी गँवा बैठनेपर निर्दोष सेवक 
महांदत्तपर चोरीका आरोप लगाया था|" "` में उन्हे इसका 


“निर्दोष महादत्त १? मद्दादत्त बोल उठा । "महाराज | अब 
मैं आपको पूर्णतया पहचान पाया हूँ । क्या बास्तबमें बह 
महादत्त निर्दोष था १? 


(हाँ,उस चोरीतक तो बह निर्दोष था ।:"” *” साधुने 


` चोरीतक ह'”"""१? महादत्त गुनगुनाया । किंतु 
महाराज | प्रहार किये बिना कमी आघात नहीं होता | उसी 
प्रकार उस मद्दादत्तने कमी कोई दुष्कर्म तो किया ही होगा | 
उसके बिना उसपर यह दोषारोपण सम्मव नहीं ।? 

5 कोरे कहनेका भी यही तासं है और यही रहस्य मैं 
। समझा रहा था | हमारी दृष्टि सदैव फलको ही निहारती 
है। बीज तो परथ्वीमें होता है। वह इतना अहस्य होता है 


कि ढुँढनेपर भी «नहीं मिलता), मर गर अतिमान, „मदे जिनका उसे, 


= 

विद्वान्‌ कहते हैं कि उसका अस्तित्व अवस्य है । पांडू यह | 
बात न समझ सका? किंठु शात होता है कि तू यह बात | प्र 
ठीक तरह समझ सका है।? |? 
रक्तमें सने हुए हार्थोक्री कठिन परिश्रमसे जोड़ते हुए | 
महादत्तने कहा, “भगवन्‌! दया कीजिये ! आशीर्वाद दीजिये | न 
कि मैं पूरी बात समझ सकनेक्री योग्यता प्रास कर सकूँ? | 
साधुने “तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया | - 
महादत्तने पुनः कहा “मैं ही पांडू जौहरीका अमागा | 


३ 
(2 
सेवक महादत्त हूँ? परंत आज आपका आशीर्वाद प्रात कर | / 
सुमागी हुँ । पांडूसे बदला छेने मैं छुटेरा बना । अनेकों हि 
नि्दोर्धेके प्राण ख्यि--कूड़ा और आतङ्क फैलाया । तेठको | | 
मी बटा और घायळ किया तथा अन्तर्मे मेरी यह स्थिति E 
हुई । मेरी इस स्थितिके लिये मैं खय ही उत्तरदायी हूँ । मै | म 
स्पष्ट देख सकता हूँ कि मेरे दवाथों योया गया बीज ही आज छ 
पुष्पित और फलित हुआ है ।? | 
महादत्तने क्षणमर नेत्र मूँद लिये और तब साघुके सौम्य इ 
मुखपर नेत्र खिर करते हुए वह बोला, “प्रमो | पांडू जौहरीका | श 
समस्त घन मैंने एक स्थानपर सुरक्षित रखा दै । मेरे सिवां| हू 
अन्य कोई उस स्थानसे परिचित नहीं है। उसे कहियि, वहते ब 
बह ले जाय ।? उसने साधुको गुप्त स्थान बताया । | [4 
«वादक जौहरीसे कहना कि 'महादत्त आपको याद करता | नि 
था । यदि दैवयोगते कमी मेंट हो तो उसे पहिचानना न। बै 
भूलना | उठे अपने घर सेवक रखनेका आपने वचन दिया 
है।” बोळते-रोळते उसने नेत्र मूँद लिये और गुनगुनाया) अ 
“सेढ | मैं तुम्हारे ही घर आउँगा ।? | 
` साघुने देखा तो महादत्तके प्राणपलेरू उड़ चुके थे।। द 
कौशाम्बी जाकर साधुने पांडू जौहरीको पूरा वृत्तान्त कई| उ 
सुनाया । सेठने मद्दादत्त और उसके साथियोंकी विधिपूर्वक द्‌ 
दाइ-क्रिया की, निर्देशित स्थानसे धन प्राप्त किया और लि 
राजाको बेचकर उत्कृष्ट काम प्राप्त किया | समस्त सम्पति ज 
ुत्रमरिबारको सौंपकर पांडू जौदरीने विहारमै वास किया अ 
और शेष जीवन ईश्वर-भक्ति एवं लोकसेवामें व्यतीत करने लगे | य 


(८) 
पाँड्र जौहरी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे। उनकी शय्याको मै 
साधु मण्डली घेरे बैठी थी । एक साधु उनके सिरहाने बैठे क्र 
थे। उनके मुख-कमलपर शान्त स्मित दीप था | पांडू सेठ नेत्र 


संख्या ८ ] 


पाँड जौहरी 


११२३ 


साधुने पूछा? बन्धुवर | क्या चिन्तन कर रहे हो १? उसी 
| प्रकार अविचल भावसे पांडूने उत्तर दिया--“अध्ययन कर 
रहा हूं ।? 
| साधुमण्डली ध्यानपूर्वक सुनती रद्दी। वातावरणकी 
। नीरबतामें द्ृदयका स्पन्दन भी स्पष्ट सुनायी पड़ता था। 
| पांङ्की क्षीण वाणीने स्तब्धता मङ्ग की । “दया | क्या ही 
| अद्वितीय दया है | ऐसे भीषण अन्धकारमै मुझे मार्ग उपलब्ध 
। हुआ ही केसे १ इतने पापकर्मेके उपरान्त भी यह अनुपम शान्ति 
| मुझे प्रात हुई ही कैसे ! ओह ! वह मैं हुँ | कितना बर्बर | 
कितना घातक ! हवाय, बेचारेके मेंने प्राण लिये और मैं माग 
| गया! पुनः मैं छोटा ! मैंने चोरी की और दूसरेपर दोषारोपण 
किया ! ओह ! फिर मैं आया | इस समय प्रतिहिंसाकी अभिमें 
| मैं दह रहा हूँ । मेरे रोमरोममें हिंसा व्याप्त है। रातरिके 
मीषण अन्ध ग्रमे मैंने उसके घरमै आग ळगा दी । उसकी 
 लहलहाती फळ जला दी | उसके स्रीबचांको दर-इरकी 
 ठोकरें खानेपर विवश कर दिया | ओह । पुनः मैं लोटा ! 
` इस बार मैं मेरे ही ज्नीबचोंको निरीहावस्थामें छोड़कर चला 
गया । मैं किसी अन्यके अपराधका मागी बना और मेरे 
हाथ-पेर काट डाले गये | में कुत्तेकी मोत मारा गया । इस 
बार मैं राजकुमार होकर लोटा । वेमवके मदमे मैंने अकारण 
ही सेना इकट्टी की और;विश्वविजयी बनने चला | असंख्य 
| निरपराधोंके प्राणोंका मैं प्यासा'" “““] उनके प्राण लेकर 
अपनी पिपासा शान्त करनेका असफल प्रयत्न किया । मैंने रक्तकी 
 बैतरणी प्रवाहित कर दी । किंतु में हवारा'"”"'केद हुआ 
और द्दाथीके पेरॉतले कुचला गपा । ओह | क्या ही 
| अनुपम दया है |? 
| साघुने धीरेसे कहा, 'सद्दोदर | रक्तमें करुणाः ` “` (दया 
| दीखती है !' पांडने कदाचित्‌ साधुक्े शब्द नहीं सुने । 
उनकी वाग्धारा आगे प्रवाहित हुई, “आह ! क्या दी अद्वितीय 
| दया है ! मैंने किसी अन्यको नहीं मारा, मैंने मेरे ही प्राण 
लिये हैं । मैंने किसी अन्यक्का घर नहीं जलाया; मेरा ही घर 
| जलाया दै । मैं किसी अन्यके अपराधमें नहीं अपितु अपने ही. 


| अपराधसे दण्डित हुआ हूँ । मैंने किसीसे बदला नहीं छिपा) 


अपनेसे ही लिया है । मुझे किसीने द्वाथीके पेरोतले नहीँ 
रौंदा, मुझे किसीने नहीं छला- मुझे किसीने नहीं मारा, 
नहीं सताया, मुझे किसीने भूखा-प्यासा नहीं रखा, वरं 


ही अधःपतन है ।. अहम्‌ ही अवनति है। इसी “मैं: ने मेरे नेत्रं 
पर अज्ञानताके अन्धकारकी पट्टी बाँधकर मुझे ठोकरे मारी डैं।? 
क्षणमर रुककर पुनः बोले दया, दया दै । अन्धकारमें 
मी दीरेकी चमक छिपी नहीं रहती | उसी प्रकार कुकृत्यों 
पापकर्मोके ढेरमें डूबा हुआ मेरा तृणसम सत्कर्म सहखों 
बषोके अन्धकारमें भी चमक रहा है। ओह ! देखते ही-देखते 
तो उस बीजे सघन वट्वृक्ष बन गया ! जो घूळमें मिल 
गया था, वही आज विशाल बनकर सिर ऊँचा किये स्थित 
है ! धन्य है, मेरे साधु । क्या ही अद्भुत तेरी करुणा है |? - 

“प्रथम जत्र आप मेरे द्वारपर पधारे) तत्र मुझ अज्ञानीने 
आपको धक्के देकर निकाल दिया; परतु पीछे मुझे क्षोम 
हुआ । पुनः आप मेरे अनाथ सहोदर बनकर अवतरित हुए+ 
उस समय मैंने आपको रूखी रोटी दी। देनेयोग्य बहुत कुछ 
था मेरे पास, पर मैंने आपको कुछ भी न दिया !? 

“तीसरी बार आप पधारे मेरे घर पुत्ररत्न वनकर-मेरे | 
कुलदीपक होकर | किंतु इस बार आप्रको देनेके पहले ही 
मेरा सवसव छुट गया और में कुछ मी न दे सका | चौथी 
बार आप आये, इम झगड़ पड़े" ” ”” 'किंतु विजय आपके 
पक्षमें रही ! मैं हारा [पुनः आप अवतरित हुए ! मैंने कहा” 
“आप लोमी हें लाळची हैं, कृपण दै | केवल लेते ही हु देते 
कुछ भी नहीं ।? परंतु आज मैं सम्पूर्णतया समझ सकता हूँ 
कि लोमी, लाळची, कृपण आप नहीं, में हूँ !? 

“पुनः आप आये, क्षणमर आप मेरे रथर्म विराजमान 
हुए । इतनेमें तो आपने मेरे समस्त आयुष्यको निरख-परख 
छिया | भगवन्‌ | अत्र नहीं पढ़ सकता | सर्वत्र प्रबल प्रकाश 
केल गया है । अब अधिक अध्ययनक्री उत्कण्ठा भी नहीं ! 

"अभिकेण अधि बन गया है। अब वह अमिकण नहीं) 
प्रबल अनळ है । वह महान्‌ दै | वह धन्य है | . 

साधुने पांडके सिरपर अपना आनन्ददायक कर-क्रमछ 
रखा और स्वेद पॉछा | 

पांडूने कुछ क्षण पश्चात्‌ नेत्र खोले | क्षणभर पहले. 
हुए साक्षात्कारका दिव्य आनन्दालोक उनके नेत्रोंसे झलक 
रहा था। उन नेत्रॉमे अनुपम शान्ति थी- खखता थी । 

साधुने पांइका हाथ अपने हाथमें लेते हुए, साधुमण्डलीसे 
कहा।--(आज बन्खुको सम्पक्‌ दर्शन लाम हुआ है ! बन्धुको 
अईतूयद उपलब्ध हुआ दै ' 


मैंने ही अपने पैरोपर खयं कुठाराघात किया है क्षणभर पश्चात्‌ पांडने नेत्र मूँद लिये। 
कारका मैं ही मूलकारण हुँ । मैं अधम हूँ | अहंकार साइुमण्डळीने भगवानका गुणानुवाद किया । 
hrm on lie i 2 


जौ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ कहानी ] 
( छेखक--भी“चक्र' ) 


“तुम साधु क्यों नहीं हो जाते १? उनका स्नेह था मुझ- 
पर | चे सम्मान्य विद्वान्‌ थे। उनके नामके साथ न्याय-सांख्य- 
चेदान्ततीर्थ लिखा जाता था । साधुआँका एक बड़ा समुदाय 
उनमें भद्धा रखता था । वे मण्डलीश्वर थे; क्योंकि महामहा- 
मण्डलेश्वर तो क्या, मण्डलेश्वरकी उपाधि भी उस समयतक 
प्रचरित नहीं हुई थी । सरलता? सौम्यता सादगी प्रभति 

सद्गुण उनमें पर्यात ये । 
«नारायण ! कपड़े रगनेमे क्या रखा है ! इस चक्रमे 
तुम मत आना ।” उनका मी मुझपर स्नेह था । वे भी संन्यासी 


_ थे किंतु मण्डलीश्वर नहीं थे । उन मण्डढीश्वरके सठसे कुछ - 


दूर एक उजड़ासा उद्यान थाश उसी उद्यानकी जँडहरु 
प्राय एक कुटिया उनका आवास थी | उनके नामके साथ 
कोई उपाधि नहीं थी । वे वेदान्तके विद्वान्‌, तो थे; किंतु 
उनकी विशिष्टता विद्वत्तामं नहीं थी । त्यागकी मूर्ति थे वे । 
कुटियामै कुछ पुस्तकें चटाई? कमण्डछु, कोपीन और टाटके 
टुकड़े--यददी उनका समूचा संग्रह था 
औष्मम एक महीने गङ्गा किनारे आ जानेका नियम-सा 
बन गया था । मण्डळीश्वरका मठ मुझे आश्रय देता था) 
भोजन देता था और विरक्त महापुरुषकी संनिधि मेरी श्रद्धाको 
सुपुष्ट करती यी । दोनों मेरे आदरणीय ये, दोनोंका वात्सल्य 
प्राप्त या मुझे । 
“महाराज | अपनेमे मैं अमी साधु होनेकी योग्यता नहीं 
"पाता !? मैं मण्डळीश्वरके वैभवकी उपेक्षा करके भी उनकी 
बिद्या, उनकी सादगी एबं सद्गुण तथा उनके स्नेहका 
सम्मान करता था । उनके सम्मुख मुझे बोळनेमें संकोच होता 
था । आज भी उनके प्रति मेरे मनमै सम्मान है | 
“आपकी कृपा दै ! मुझे अपने इन वल्नेमि पूरा संतोष 
है |? महापुरुषके वात्सल्यने मुझे कुछ धृष्ट बना दिया था। 
बे आनन्दकी मूर्ति | उनके सम्मुख तो संक्रोच स्वयं नहीं 
आ पाता था । उनका स्मरण आज भी मेरी श्रद्धाको 
सम्बळ देता है । ° 
“आप साघु हैं; आपने इतना वैभव क्‍यों एकत्र. किया ! 
हुए विश्लाक़ मरते आपको प्रयोजन ।' मेती अस्परताते मेरे 


| 
शरीर ही मनुष्यका गृह है | 


मनमै ये प्रश्न अनेक वार उठाये । किंठ मण्डलीश्वरजीके। 
सम्मुख इन्हें पूछनेकी धृष्टता मुझमें कमी नहीं आयी। | 
“(आप साघु हुँ, ऐसी अवस्थामै साघुऔँके यहाँ मिक्षा | 

छेने क्‍यों जाते हैं ? उन वीतराग महात्मासे तो इससे मी. 
अधिक धृष्टता की जा सकती थी? की जाती थी । | 
खुलकर हँसते थे ऐसे प्रश्षौपर । वे एक दिन एक ही बार! 
भिक्षा ग्रहण करते ये और रात्रि-दिनमें केवळ दो वार जढ। 
पीते ये । भिक्षा वे संन्यासियोंके मठोँसे ले आते थे । एक, 
दिन एक मठसे मिली भिक्षा पर्याप्त होती थी । | 
-नारायण !? मेरे प्रश्नके उत्तरमै उनका आनन्दहास| 
उद्दत हुआ--“इतने विशाल ग्रह जिन्होंने बना रखे हूं, उने | 
तुम ग्रहस्य क्यों नहीं कहते १? । 
झैं हँसी कर रहा था, नारायण !? वे प्रायः सबको| 
नारायण कहते ये | “जब साधु संग्रही हो जाय--भछे व| 
संग्रह सेबार्थ हो, तव उससे भिक्षा लेनेमें कोई “ दोष नहीं| 
रह जाता |? 
x २६ x | 

“मुझे, मेरे बचोको आश्रय चाहिये !? वे बहुत मख। 

चुके थे । किरायेका मकान- कोई इटा खँडदरतक नहीं 
मिल रहा था । किराया कहाँसे दिया जायगा यह पे 
सोचनेकी बात थी । “हम सबको आज दो दिनसे दान 
नहीं मिला है ।? - 
(आप सब पहले भोजन कर छं !! किसीको एक-दो समा 
भोजन करा देना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन र| 
उसे आजके समयमें आवास देना | | 
भेरा पैतृक घर था, भूमि थी; किंतु दुर्भाग्य !' 

रो पड़े । असहाय, अनाश्रय एक परिवार रखनेवाळा स 
गृहस्थ क्या करे ? उन्होंने बताया-“दस वर्ष पूर्व कोसीने वह 
सब छे लिया | इसी अनाथावस्थामें मैंने स्थान छोड़ा | 
कोसीसे दस मील दूर दूसरा घर बनाया । खेत छिये) ग्रस 
जमायी । आजसे तीन वर्ष पूर्व कोसी वहाँ मी पहुँच गयी। 
उसने सब भूमि छे लिया । उसके पश्चात्‌ मैं नैपालमे जा बर्थ 
थी-वहाँसे बीस मीक़ दूर किंतु कोसौ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Coll Te Varanasi 


संझ्या ८ ] 


पिशाचिनी दै । वह मेरे पीछे पड़ गयी है । इस बार उसने 
राजिमें अचानक आक्रमण किया । किसी प्रकार प्राण 
बच सके हैं।? ; 

कोसी--बिहारकी प्रछयंकरी नदी कोसी प्रतिवर्ष वमिं 
कितने आम उजाड्ती है, कितने प्राणियाँका बलिदान लेती 
है, कुछ ठिकाना दै | उसकी बदलती घाराएँ:-कब किस वर्ष 
वह किधर दस-बीस मीलका घावा मार देगी, कौन कह 
सकता है | 

मैं यहाँ सर्वथा अपरिचित हूँ । आप सबकी सद्भावना 
ही मेरी सहायिका दै !? उन्हें, उनके बच्चाको, प्लीको आश्रय 
चाहिये | रहनेके लिये स्थान और करनेके छिये काम । 
करनेके लिये काम न होगा तो भोजन कहाँसे आयेगा १ 

“ये सद्यहश्थ आश्रयहीन हो गये हैं |? मेरे एक भद्धेयने 
उनकी व्यवस्था सम्हाल ळी थी । एक सम्मानित सम्पन्न 
व्यक्तिसे उन्होंने चर्चा चला दी थी और अन्तमें आश्वासन 
मिल गया-“कुछ-न-कुछ प्रबन्ध हो जायगा । एक कमरा 
है अमुक गळीके मकानमें; अच्छा तो नहीं है, परंतु अमी 
उसीसे काम चला ले |? 

“अब ये गहस्थ तो हुए !” मैंने अपने उन भद्धेयसे 
सम्पन्न व्यक्तिके चले जानेपर हँसकर कहा | 

“यहस्थ तो ये हैं ही |: उनका उत्तर मी सहास्य 
मिळा--*गहहीन हो जानेसे ये गणहस्थ नहीं थे, ऐसी बात 
तो नहीं है ।? एक ोकार्द कह दिया उन्होने 

“न शुदं गृहमित्याहुग्रेद्दिणी ग्रहमुच्यते ।' 

मुझे स्मरण आ रहा है--काशीमें दशाश्वमेघघाटसे ऊपर 
एक तिकोना पार्क है। उसकी एक ओर भिक्षुकोका समुदाय 
सदा पड़ा दीखता है । गज्ञा-लान करने जाते-आते लोगोंकी 
उदारता ही उनकी आजीविका दै । वे मिक्षुक--वे प्रायः 
सब णहस्थ हैं । वैसे उनके घरके नामपर कहीं एक चटाई 
भी नहीं टैंगी है। वहीं सड़कके फुटपाथपर उनका जन्म 
होता दै, वहीं बढ़ते रहते हैं और वहीं मर जाते हैं । अवस्य 
बषमिं उन्हें आस-पास किसी दूकानके छज्जेक्रे नीचे 
भागना पड़ता है। 

“इतने विश्याळ ग्रह जिन्होंने बना रखे हैं, वे ग्रहस्थ 
नहीं हैं १? मुझे वर्षों पूर्व सुना वह महापुरुषका परिहास स्मरण 
आ गया | मेरे मनने कह्--तहीं वे हस्य नहीं हैं |? ये 


कृराबकालिका कोसीके आखेट हद्यहरख और काशीके पे 


फुट्पाथके मिक्षुक--कहाँ है इनके पास ग्रह ! तब णद होना 
शहस्थका लक्षण कैसे हो सकता है १? १ 


हों, मेरे ही कहाँ ग्रह है । मुझसे जब कोई पूछता दै): 


प्रायः लोग पूछते हैं--“आपका घर कहाँ दै !? उन्हें क्या 
उत्तर दूँ ! उन्हें कहाँ संतोष होता है इस उत्तरसे--“जब 
जहाँ रहँ ।? “जन्मभूमि कहीं तो होगी ?? मुझे इसमें 
अखीकृति कहाँ है; किंतु घर--अब वहाँ कोई घर तो रहा 
नहीं है। अवस्य ही अमी किसी अन्यने वहाँ अपना घर 
नहीं वनाया है | कमी कोई घर यहाँ था, उस भूतपूर्व कच्चे 
घरका स्मरण दो एक स्थानोपर फुट-दो-फुट ऊँची अबतक 
बची खँडहरकी भित्तियाँ दिला सकती हैं । इसे घर तो 
नहीं कहा जा सकता ! 


x x x 
“आप अपनेको किस आश्रममें मानते हैं १? एक सुदृदने , 
स्नेहपूवंक पूछा । 


“गृहस्थ |? मेरा उत्तर उन्हें अटपटा लगता है; किंतु 
मुझे उन महापुरुषकी बात स्मरण है--“नारायण | साधु 
बननेकी आवश्यकता नहीं है ।? 

मेरे एक बाबा थे। मेरे पिताजीके चाचा लगते ये; 
इससे हम उन्हें बाबा कहते ये | पता नहीं यह केसा सम्बन्ध 
था--मुझे अब स्मरण नहीं है। आयुमें वे.पिताजीसे दस वर्ष 
छोटे थे । हमारे घरके ठीक सामने उनका घर था |:अबतक 
उनकी आक्कति मुझे याद है। वैसे अब उनके घरके स्थान- 
पर कोई और आ बसा है । 

सुदृढ़ शरीर सॉबला रंग, क्रोधी स्वमाव-अपने घरमें 
बाबा अकेले थे | उनका विवाह हुआ नहीं था। पर्याप्त बड़ी 
अवस्थातक वे अपने विवाहके लिये उत्सुक रहे--विवाह हो 
नहीं सका । क्यों नहीं हो सका, में केसे बता सकता हूँ । 
उनकी जव मृत्यु हुई, मैं चौदह-पंद्रह वर्षते बड़ा नहीं था । 

उनके दो बैल थे । बड़े कुशल माने जाते थे वे अपनी 
खेतीके कार्यमै । उनके क्रोधी खमावक्रे कारण उनके समीप 
मैं प्रायः नहीं जाता था। 

“मेरे वें बाबा गहस्थ थे--आपको कोई आपत्ति है इस 
बातमें १? मैंने अपने उन सुद्ददको इतनी कथा सुनाकर पूछा। 

“नहीं !? उन्होंने स्वीकार किया । “मारतके आर्मोमै ऐसे 
सैकड़ों--सहर्खों कहना चाहिये-छोग हैं; जो अविवाहित्हैं| 


फिर मी उन्हें हस तो मानना ही पड़ेगा | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११२५ 


र) हा त मक १२६ 


. «जो उपार्जन करके खाय, वह एइस्थ और जो दान- 
जीबी ही, वह साधु !? मैंने हँसते हुए. परिभाषा कर दी-- 
सच मानिये, यह सर्वथा परिहास है । इस अपूर्ण परिभाषाके 
आप पीछे पढ़ेंगे तो चंदेपर चळनेवाली अनेक संखाऔँके 
संचालक तथा कार्यकर्ता साधु सिद्ध हो जायेंगे । वैसे मेरे वे 
सुहृद्‌ इसी परिमाषासे संतुष्ट हो गये थे । मेरा पीछा छोड़ 
दिया उन्दोंने-मुझे तो यद्दी अभीष्ट था । 

२६ २९ x 

«सीको ही ह बता दिया, जैसे उसका कोई व्यक्तित्व 
ही नहीं !? उस दिन चला गया था एक सुप्रख्यात साधुके 
समीप । एक उज्ज्वल वज्रधारी सजन बड़े आवेशमें कह रहे 
थे--५नारीका कोई महत्व ही नहीं माना गया। वह भी एक 

_ सुविधाकी सामग्री बना दी गयी |? 


“बात ऐसी नहीं है !! साधु सरलमावसे स्नेहपूर्वक 
समझा रहे थे । (नारीका महत्त्व तो बहुत अधिक माना गया 
है । बह माता है--माताको कौन महत्त्व नहीं देगा ! देहासक्ति- 
को दृढ़ करनेवाले साधन ग्रह कदे गये और इसीसे इंट-, 
पत्थरकी दीवारोंका घेरा एह कहा जाता है। उनका निर्माण 
देहकी सुरक्षाके लिये होता है ।? 


` (गृहका कोई विशेष अर्थ करते हैं आप १? मैंने 
पूछ लिया | । 


चेतावनी द 


देखो याते अच्छौ समै फेरि ना मिलेगो मित, 
कौन जाने कौन-से जठर माहि झूलोंगे। 

कहत 'किसोर” जो पे मानिदौ न मेरी कही, 
: जैसौ कछू वेहौ तैसौ नखन अरूलौंगे ॥ 

फेरि आखिरी पे दुःख तुम ही सहौंगे अंध, 
. अनळ दहौंगे, चे कहैंगे सो कबूलौंगे। 

पेसे तौ न फूलोंगे न बतियाँ वसलौगे, 
हरि भजन जो भूलोंगे तो इर भाँति भूलोंगे ॥ 
9०७ Se 


' 0020. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 224 


 छद€४66€४<८€&€--- 


कल्याण 


[ साग ३१. 


“मनुष्य-शरीर ही णह दै । जन सी मुझे उत्तर मिला । 


«तब मनुष्य-शरीर ही क्यों १ मेरा प्रश्न बना रही 
“पञु-पक्षी, देव-दानव) तुण-तय? कीटादि समस्त शरीर 
क्यों नहीं १? 


“उनमें जीव कर्म-संस्कार ग्रहण नहीं करता । १ साधुका 
स्पष्ट उत्तर था। धवे तो मनुष्य देहकी संतति हैं | यहींक्े कमे- 
संस्कारौंकी उनमें मोग-परम्परा प्रात होती दै ।? 

“तब समी मनुष्य ग्हस्थ हैं १? इस वार उन सजनने 
पूछा था । साधु संन्यासी हैं, इस बातपर उनका प्रश्न व्यग 
करता लगता था। 

“जबतक देहासक्तिका कोई अंश अवशिष्ट है; जीव देहमें 
स्थित दै । इस प्रकार जबतक 0 है, मनुष्य स 

१ साधुने व्यंगपर ध्यान विना समझाया । “यहद 
Fo नारीसे, नारीकी पुरुषसे दृढ़ होती है— 
इसीलिये विवाहको णहस्थाश्रम कह दिया गया । दीवारोंके 
घेरे मी इसीलिये णह हैं कि 
आसक्त करके उसका देहाभिमान दृढ़ करते हैं।? 


बे अपने अधिपतिको अपनेमें | 


क्षेरे बाबा शहर ये बिना णहिणीके होनेपर भी | वे | 
कोसीके आक्रमणसे आक्रान्त सजन णस्य थेश मळे उनका | 


कहीं कोई गद न रह गया हो ! एइस्थ-देहासक्त [? मैने | 


साधुको सादर सिर झुकाया | 


| «8८७ €८-€€€€६€%” 


लक 
lassi sis a issn i oi eae se eee +++ 


| 


परमार्थपत्रावली । 


(अद्देय भीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


सादर हरिस्मरंण | आपके दो पत्र मिले, समाचार 
विदित हुए । उत्तर ऋमसे इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवानका ध्यान जिस प्रकार अनायास 
निरन्तर हो सके, उसी प्रकारसे करना चाहिये । यदि 
निरन्तर न हो सके तो जिस काळमें अवकाश मिले, 
जब करनेकी रुचि हो, तमी करना चाहिये | जबतक किया 
जा सके, मन थके नहीं, तबतक करते रहना चाहिये । 


( २ ) गीताके पठन-पाठनसे सब कुछ हो सकता है। 
आवश्यकता है विश्वास, रुचि और भावकी | इनकी कमी 
हो तो किसी भी क्रियासे पूरा लाभ नहीं हो सकता | 

( ३ ) गीता पढ्नेके लिये स्थानकी खास आवश्यकता 
नहीं है, भाव चाहिये | भाव रहे तो जहाँ पढ्नेका 
अवसर मिल जाय, वही स्थान उत्तम है | 

( ४) आप यदि गीताद्वारा ही भगवानकी भक्ति 
करना चाहते हैं, यदि आंपकी गीतापर श्रद्धा है, तो उसके 
कथनानुसार अपने जीवनको कामनासे रहित, प्रभु-प्रेमसे 
भरपूर और कर्तन्य-परायण बना लेना चाहिये | 

(५) भगवान्‌ श्रीक्षष्ण वही हैं, जो आपका ३४ 
है । जो आपके इश्देव हैं, उन्होंने ही श्रीकृष्णरूपं 
प्रकट होकर गीताका उपदेश दिया दै--ऐसा दृढ़ 
विश्वास होना चाहिये; फिर इष्ट बदलनेका प्रश्न ही नहीं 
आयेगा । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके अनेक नाम हैं। मन्त्र और 
नाम जो आपको प्रिय हों, जिनमें सुगमतासे मन गता 
हो, वे ही ठीक हैं । 

(६ ) गीता पढ़नेसे सव कुछ हो सकता है । प्रश्न 
(२) के उत्तरमें देख ले | | 

(७) भगबानके सभी रूप अनादि और अनन्त हैं। 
भतः किसी एकको आदि नहीं कद्दा जा सकता | 


( ८ ) भाव और प्रेमपूर्वक किया हुआ ऑकारका जँप 
अवश्य स्वीकार होता है | नाडीद्वारा, थासद्वारा, जिद्दा- 
द्वारा और मनद्वारा--चाहे जिस द्वारसे सुगमतापूर्वक किया 


जाय, कोई आपत्ति नहीं है | हो सके तो मनद्वारा जप : 


करना सबसे बढ़कर है | ध्यान उसका होना चाहिये, 
जिसको आप सर्वोपरि सब प्रकारसे पूर्ण मानते हैं । | 


(९) भगवानने मूल गीतार्मे तो यह बात कहीं 
भी नहीं कही है कि गीताके तीन अध्यायके पाठ- 
से गङ्गा़नानका फल होता है | कहीं गीता-माहाल्यमें 
कहा हो तो वह बात दूसरी है। मङ्गान्नानका फळ भी 
श्रद्धा और प्रेमके अनुसार होता है एवं गीतापाठका भी 
श्रद्धा और प्रेमके अनुसार ही होता है | अतः साधक 
को फलके प्रकोमनभें न पड़कर कतेन्य-पाळनपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | 


(१० ) गीतामें वह ज्ञान पूर्णछूपसे भरा है, 
परमात्माकी प्राप्तिकें लिये आवश्यक है | उसे समझनेके 
ढिये रामायण आदिको पढ़ना भी सहायक है । गीतामें 
गुरुमहिमा और संत-महिमा ( ४। ३४; १२ । १३ 
से १९; १४ । २२ से २६ तक देखें और भी 
स्थान-स्थानमें कही दै । 


( ११ ) मांस न खानेका संकल्प कर लेनेके बाद 
बीमारी मिटनेके प्रलोभनमें आकर मांस खाना सीको 
नहीं करना चाहिये | विवश किंसीको कोई नहीं कर 
सकता है, अपनी ही कमजोरीसे वित्रशाता प्रतीत होती 
है | भगवान्‌ तो बड़े दयालु हैं। उनकी ओरसे तो 
क्षमा होना असम्भव नहीं है, पर साधकको अपनी 
कमजोरीका दुःख और प्रमुकी मद्दिमाका परिचय होना 
आवस्यक दै | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११२८ 


( १२ ) गीतामय जीवन बनानेमें कोई पराधीनता 
नहीं है। नौकरी भी मगवानके नाते कतेव्य-पाळनके लिये 
करनी चाहिये, रोटीकी गरजसे नहीं; रोटी तो सबको 
मिल्ती है । झूठ न. बोडनेवालेको अच्छी नौकरी मिल 
सकती है. । छोमका परित्याग कर देनेपर दर्ताका 
सदाके लिये अन्त हो जाता है। छोम रहते हुए 
'पराधीनता और दरिद्रताका अन्त नहीं होता । 

( १३) भगवग्ाप्ति किसी कर्मका फल नहीं है, 
श्रद्धा-प्रेमका फल है । सत्सङ्ग , किसी सोसाइटीका 
(5०८९४) नाम. नहीं हैँ । सत्‌ तत्व भगवान्‌ हैं, 
उनमें प्रेमका दोना ही मुख्य सत्सङ्ग है । इसीछिये 
उनके विषयकी चर्चाको भी -सत्सङ्ग कहा जाता है । 
भगव्मात्तिके लिये श्रद्धापूर्वक किया हुआ साधन नष्ट 
नहीं होता--यह सर्वथा ठीक है । श्रद्धापूर्वक किया 
हुआ भजनः्मरण कर्म नहीं है, उपासना है । दूसरे 
कर्मेमें जो निष्काममाव है, वह भी साधन है, क्रिया नहीं । 

(१४) एक पिताके अनेक छड़कोंका ख़भाव 
विभिन्न होता है | उसका मुख्य कारण तो उनके 
पूर्वजन्मके संस्कार हैं ही। इसके सित्रा वर्तमानका 
सङ्ग, शिक्षा एवं परिस्थिति भी कारण हैं । 

(१५) गीतामें मन गाना बहुत अच्छा हैः। 
गीताध्ययन भगवानको बहुत प्रिय है, यह सब ठीक है । 
'किंतु उसमें कही हुई बातको मानना ही उसका बास्तबिक 
अध्ययन है | इस बातको नहीं भूलना चाहिये | 

( १६ ) भगवानकी शरणमें जाना ही मनुष्य-जीवनः 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये | पर इसका सम्बन्ध 

"किसी .भी आश्रमसे नहीं है । कोई भी आश्रम भगवानूकी 
शरणमें जानेसे नहीं रोक सकता । अर्जुन भी तो गृहस्थ 
थे, क्या वे भगवानके शरणागत नहीं थे! जो आश्रम 
या परिस्थिति अपने-आप प्राप्त हो, उसे भंगवानका 
विधान मानकर उनकी प्रसन्नताके लिये उनके आज्ञा 
चुसार कार्य करना चाहिये | 


कल्याण 


rr भ्ल 


डिये उपयोगी है, मक्तिभाववाळोंके लिये नहीं । 


[ भाग ३१ | 


भगवानके सिवा किसीको अपना नहीं मानना, | 
प्रत्येक परिख्थितिमें उनपर निर्भर रहना, ममता और | 
अभिमानका सर्वथा त्याग कर देना--ये सभी शरणागति- | 
के अङ्ग हैं । वस्तु, व्यक्ति और मकान आदिका बन्धन | 
उनको अपना माननेसे और उनके द्वारा सुख-भोगकी | 
आशा करनेसे होता है; अन्यथा नहीं । | 
( १७ ) जिसकी सांसारिक वस्तुओंमें आसक्ति | 
न रही हो, उसे पागल वे ही लोग कहते हैं, जो | 
खयं सुखमोगके प्रछोभनसे और दुःखमोगके भयसे | 
आक्रान्त होकर पागछ हो रहे हैं । अतः साधकपर 
इसका कोई, प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । दि 
( १८ ) भगवानूकी पूजा गीता अध्याय १८ छोक : 
9६ के अनुसार सुगमतासे की जा सकती है । किसी | 
साकार खरूपकी मानस-पूजा करनी हो तो उसकी ॒ 
विधि भ्रेम-मक्ति-्रकाश? नामक पुस्तकमें देख सकते 
हैं | दाम “) आना है । | 
( १९ ) भगवानका चिन्तन, जप, पाठ, स्वाध्याय । ३ 
आदि जहाँ भी सुगमतासे किया जा सके, करा! 
चाहिये | स्वास्थ्यके लिये खुळी हवा अच्छी है, उसका। ह 
कोई विरोध नहीं है; पर वह न. मिले तो प्राप्त स्थानों बै 


भी भजन-ध्यान तो करना ही है । । 3 


( २० ) नदी-किनारेकी विशेषता इसीलिये है कि. 
बहाँ शुद्ध हवा और जळ सुगमतासे मिल जाता है। 
एकान्तमें बिष्न नहीं आते । प्रधानता तो भावकी है।| 

( २१ ) जप गङ्गाके भीतर खड़े होकर भी किया 
जा सकता है, बाहर किनारेपर स्वच्छ स्थानपर बैठक 
भी किया जा सकता है । जिस प्रकार सुगमतासे मन को 
बैसे ही करना चाहिये । 

( २२ ) “सोऽहम्‌? का जप अद्वैतभावके साधवो 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


) 'अनहृद्‌? शब्दको छुननेका 


संख्या ८] परमार्थ-पत्रावली ११२९ 


रातमें दो या तीन बजे जब हल्ला-गुल्ला सर्वथा शान्त 
हो, उस समय करना अच्छा रहता है; पर आल्स्य 


आता हो तो ठीक नहीं होता । जितनी देर सुगमतासे 
। शान्तिपूर्वक साधन हो सके, उतने ही समयतक करना 
| ठीक रहता है । ब्रहमनन्दकी प्राप्ति और इष्टके दर्शनो. 
| का सम्बन्ध तो विश्वास, विवेक और प्रेमसे है | केवल 
। उपर्युक्त अभ्याससे कुछ नहीं हो सकता | 


| 


( २४ ) सादगीके रहन-सहनसे अभिप्राय यह है 


। कि किसी प्रकारकी शौकीनी, ऐश-आराम और स्वादकी 


| भावना न रहे; व्यर्थका खर्च न किया जाय । जूते 


| 


| कपड़ेके भी मिलते हैं । चमड़ेके जूतोंकी अपेक्षा उनपर 
। खर्च कम लगता है और वे पतत्र भी होते हैँ । 


( २५ ) गुरु वही है, जो भगवान्‌की ओर ळगानेमें 
सहायक हो। गायत्रीका उपदेश देनेवाला अथवा विद्या 


| पढ़ानेवाळा भी गुरु माना जाता है | जिन्होंने यह कहा कि 


| आपसे गीता नहीं चलेगी, उनको या तो गीताके मह्लका 


ज्ञान नहीं होगा या आंपकी योग्यता उन्होंने वैसी नहीं 
समझी होगी। क्यों मना करते हैं---यह तो वे ही बता सकते 
हैं, जिन्होंने मना किया था | मैं क्या लिखूँ ! भगवान्‌ सब- 


| के गरु हैं | अतः उनका आश्रय लेकर आप रुचिके 
| अनुसार साधन कर सकते हैं | इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है | 


(3 3) 


दूसरे पत्रका उत्तर ऋमसे इस प्रकार है-- 
| 


( १ ) जिस मन्त्रका निरन्तर जप किया जाय, 
उसके लिये प्रकारकी कोई खास बात नहीं है | श्राससे, 
नाडीसे, जीमसे-_जैसे भी सुगमतासे किया जा सके, 
वैसे ही करना उत्तम है । भगतन श्रद्धा-प्रेम बढ़नेसे 

दूसरी ओरसे मन अपने-आप हट जाता है | मनसे 
जप करना सबसे उत्तम है | 


६— 


( २ ) भगवान्‌ श्रीरांकर श्रीरामके भक्त हैं | श्रीराम 
उनके इष्ट हैं | रामायणमें श्रीरामके चरित्रका वर्णन है, 
इस कारण वे उसके पाठसे प्रसन्न रहते हैं | 

( ३ ) ॐ नमः शिवायः--यह पौराणिक मन्त्र 
है | सिवजीके उपासकको इस मन्त्रका जप करना 
चाहिये | यदि “रिवः, ‘शिव’ इस प्रकार उनके नामका 
ही जप किया जाय तो बह भी अच्छा है जैसी रुचि हो, 
उसी प्रकार करना चाहिये । 

( ४ ) रामायणके मासपारायण, नवाहपारायण 
आदि विशेष अनुष्ठान हैं । जिनका जैसा विश्वास है, 
उनके लिये वैसे ही करना ठीक है। अर्थ समझकर 
प्रेमपूर्वक पाठ करना समीके डिये सर्वोत्तम है | इसमें 
किसीका विवाद नहीं है | 

( ५) सुन्दरकाण्डकी विशेषता सकाम भाववाले 
मानते हैं या श्रीहनुमानजीके भक्त मानते हैं; क्योंकि 
उसमें हनुमानजीकी महिमाका अधिक वर्णन है | मेरी 
मान्यतामें तो समी काण्ड अच्छे हैं | 

( ६ ) संध्या एक नित्यकर्म है, उसे करनेका 
समय तो निकालना ही अच्छा है | नौकरीका समय तो 
निश्चित रहता है, उसमें विवशताकी कोई बात नहीं है | 

(७ ) बगीचे या जंगछमें आसनकी व्यवस्था न 
हो सके तो कोई बात नहीं | ख़च्छ जगहमें बैठकर 
भी भजन-स्मरण करना अच्छा है | , 

( ८ ) एकादशीका ब्रत यदि बीमारीमें छूट गया 
तो कोइ अपराध नहीं है | कमजोरीमें उपवास नहीं 
करना चाहिये, भजन-स्मरणके नियमोंका पालन करना 
चाहिये | नियमका नाम ही ब्रत है | 

( ९ ) रावणका पिता विश्रवा था, यह रामायणमें 
स्पष्ट ढिखा -हुआ है । इसमें विवादकी कोई बात नहँ 
है । बहस करना साधकके लिये सर्वया अनावश्यक है | 
अतः आपको इस झंझटमे नहीं पड़ना चाहिये । ग्रन्थों: 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


 ) 


११३२ 


मिळता है; क्योंकि जिन-जिन विषयोंको बह सुखप्रद 
समझकर चाहता है, वे या तो मिंळते ही नहीं, मिलते 
हैं. तो रहते नहीं | इस प्रकार उनका वियोग निश्चित 
है । अन्तमें वे दु:ख छोड़कर चले जाते हैं । 


(३ ) पुनर्जन्मका प्रमाण गीतादि शाख्र हैं. 
(गीता २। १३-२२ ) तथा मनुष्यों और अन्य 
प्राणियोंकी जाति, आयु, भोग और प्रकृतिका एक दूसरेसे 
न मिलना भी पुनर्जन्मका प्रमाण है । आप भूतकालमें 

` कौन थे एवं भविष्यमें क्या होंगे-यह तो तभी माछम हो 

सकता है, जब आप सब प्रकारकी कामनाका त्याग 

` करके मनको एकाग्र कर सकें और ध्यानयोगद्वारा इसे 

जाननेका प्रयज्ञ करें | पर इसे जाननेपर भी लाम 
क्या होगा, यह विचारणीय है | 

मुसल्मान पुनर्जन्म नहीं मानते, यह उनकी मर्जी 

है । माननेमें सभी खतन्त्र हैं, पर किसीके न माननेसे 
सत्यका नाश नहीं हो सकता । 

(४) बीज और वृक्षकी परम्परा अनादिकालसे 
चढी आती है । इसके पूर्वापरका निर्णय करना अपनी- 
“शपनी मान्यताके अनुसार है । इसका निर्णय साधकके 
लिये आवश्यक भी नहीं है | कुछ मानना ही हो तो 
पहले बीजका होना मानना ही उचित प्रतीत होता है। 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रश बिना दृक्षके भी बीजको बना सकते 


हैं प्रख्यकालमै भी बीजरूपे सृष्टि सुरक्षित रहती है । ` 


उसीसे उसका विस्तार होता है | 


(५) मरता है शरीर, उसीको अपना खरूप मान 
लेनेके कारण मृत्युसे भय होता है | अपनेको शरीरसे 
अळा अनुभव कर लेनेपर उस भयकी निवृत्ति हो जाती 
है । वास्तवमें तो शरीरकी मृत्यु क्षयरूपमें: प्रतिक्षण हो 
रही है | यदि यह बात ठीक समझमें आ जाय तो इस 
मृत्युमय शरीरसे साधक असङ्ग हो सकता है | 


। भाग ३ 


or S 


` चेष्टा करता है। इस कारण सुख न मिलकर उसे दुःखही. 


( ६ ) सर्वज्ञका ज्ञान सर्वज्ञकी पासे वह जि 
कराता है, उसीको होता है । वह ज्ञान होनेके ३, 
ज्ञान किसको हुआ ? इसका पता नहीं चलता; क्यों 

यह बतावे कौन ? | 

( ७ ) भगवान्‌ अनेक नहीं होते, एक ही भग 
के नाम और रूप अनेक हो सकते हैं । उनमेसे हि 
साधकको जो नाम-रूप प्रिय हो, जिसपर उसकी १, 
श्रद्धा हो कि यही सर्वया पूर्ण है और इसके स 
चिन्तनसे मुझे सत्यका साक्षात्कार और असार संसा 
मोक्षकी प्राप्ति निश्चित है, वहीं उसे मोक्षप्रद्‌ । 
जायगा | अतः इस . रहस्यको समझकर पहले आ 
श्रद्वाको दृढ करना चाहिये । 

x x 

(000) | 

सादर हरिस्मरण | आपका पत्र मिला । समा 
त्रिदित इए । उत्तर इस प्रकार है । 

प्रमुसे शक्ति प्रदान . करनेके लिये प्रार्थना क 
तभी आवश्यक होता है जब कि उनकी दी हुई शक्ति 
साधक उनके विधानानुसार ठीक-ठीक उपयोग # 
कर पाता | मिली हुई शक्तिका सदुपयोग करनेवाले 
आवश्यक शक्ति और सामग्री अपने-आप प्रमुकी का 
मिलती रहती हैं | यह उस क्ृपासागरका क 


| 
| 
x ति 
| 


नियम है । | 
दुःख संसारमें नहीं है | प्राणी खयं ही भ 
भूछसे अज्ञानके कारण दुःख भोगता रहता है | बि 
को हम दुःख कहते हैं, वह प्रतिकूल परिखिति। 
भगतान्‌की वह कृपा है, जो संसारमै फँसे हुए प्रा्ण 
उसमें दोष दिखाकर सुखकी दासतासे छुडाती दै। 
साधकको प्रतिकूलतासे घबराना नहीं चाहिये । थ 
पूर्वक अपने कर्तव्यका पाठन करते रहना चाहिये | 
आपने छिखा कि पूर्वजन्मके पापोंके कारण | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ८ ] 


जबान खराब है सो ऐसी बात नहीं है | जबानको 
तो आप खं ही भले खराब करें | इसमें न तो 
पूर्वजन्मका दोष है न जवानका ही | अतः आपको 
अपना जीवन संयमी बनाना चाहिये | जवान भगवान्‌- 
की कृपासे मिढा हुआ यन्त्र है। उससे आप जैसा 
चाहें बोल सकते हैं | अतः भगवानके आज्ञानुसार 
उससे सत्य, प्रिय और हितकर शब्द बोलिये और 
खाध्याय कीजिये। जिनसे किसीको उद्वेग हो, चुरा छगे- 
ऐसे वचन मूलकर भी न बोछें--यही वाणीका सदुपयोग 
है । इससे वाणी अपने-आप शुद्ध हो जाती है । 


जो व्यक्ति आपकी बातोंपर हँसते हैं, उनसे 
न तो द्वेष करना चाहिये न उनको बुरा या दोषी ही 
समझना चाहिये | उनकी बातोंपर धैरयपूर्वक बिचार 
करके जो न्यायसंगत और हितकर हो, उसे सरळता- 
पूर्वक मान लेना चाहिये | दुःख करना तो सर्वथा ही 
बुरा है, । उससे कोई ढाभ नहीं होता । 

हर एक मनुष्य अपना जीवन जब चाहे 
उज्ज्वल बना सकता है । इससे निराश होना बड़ी 
भारी भूछ हैं | जीवनको मलिन किसी दूसरेने नहीं 
बनाया है | प्राणी खयं ही अपनी जानकारीका 
अभिमान करके जीवनको मळिन बना लेता है | अतः 
उसे उज्ज्वल बनाना उसके हाथमें है । इसमें कोई 
कठिनाई नहीं है । 

आप अपने दुःखका कारण दूसरे छोगोंको मानते 
हैं, यह भूल है | आपका मूल्य तो आपने खयं ही 
घटा रखा है । आप प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग न करें 
तो अपने-आप मूल्य बढ़ जा सकता है और जीवन 
आनन्दमय बन सकता है । 

भगवान्‌ बुद्धकी भाँति भ्रमण करना तो बड़े ही 
सौभाग्यकी बात है | वैसा बैराग्य हो . जानेपर तो 
आपको कोई दुःख देनेवाला दिखायी ही नहीं देता, 


परमार्थ-पत्रावळी 


११३३ 


फिर आप इस संसारसे असङ्ग हो जाते और प्रमुसे 
आपका अटळ प्रेम हो जाता; पर वैसी बात है नही | . 

आपका मन किसी काममें नहीं लगता, इसका 
एकमात्र कारण यही हो सकता है कि आप प्राप्त ज्ञान- 
का आदर नहीं करते । इन्द्रियोंके वशमें होकर वह काम 
भी कर लेते हैं, जो आप खय॑ ही पसंद नहीं करते | 
यही अपने ज्ञानका अनादर है | हर एक मनुष्य 
जानता है कि किसीको कटुशब्द नहीं कहना चाहिये, 
किसीका अपमान नहीं करना चाहिये, किसीकी भी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसीपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये इत्यादि; क्योंकि जब कोई दूसरा हमपर क्रोध 
करता है या हमेंकटुराव्द कहता है, तब हमें बुरा माळूम , 
होता है । फिर भी हम दूसरोंपर क्रोध करते हैं, उनको 
कढुशब्द कहते हैं. | यही अपने ज्ञानका अनादर है | 
अतः इस विषयमें खूब सावधान रहना चाहिये | 

शान्ति न मिंळनेका एकमात्र कारण दूसरॉसे सुख- 
की आशा करना और उन्हें दुःख देना है | ऐसा न 
करनेपर शान्ति तो खाभाविक सत्र परिपूर्ण है | 

समाचारपत्रोमें यदि आप अनेक प्रकारके अत्याचारों- 
की वात पढ़ें तो तत्काळ अपने जीवनका अध्ययन करें 
और सोचें कि ऐसा अपराध मुझसे कहीं किसीके साथ मनसे 
या कार्यरूपमें बनता है या नहीं | यदि बनता हो तो 
तत्काल उसका त्याग कर दें और जिसके साथ बुराई 


` की हो, उससे क्षमा माँग ळें | दूसरे क्या-क्या भूल 


कर रहे' हैं, क्यों कर रहें हैं--इसे सोचनेमें आपको 

कोई लाभ नहीं है | ORE TS 
आपने पूछा कि यह संसार क्या है, सो वास्तव 

तो यह उस सर्वसमर्थ सर्वान्तर्यामीकी छीलास्थळी है | 


अतः साधकको चाहिये कि इसके खामीकी .प्रसन्नताके 


लिये, खामीको निकट समझते हुए,. अपने खाँगके 
अनुसार खेल करे | जगत्‌ परिबतेनशीछ और नाशवान्‌ 
है, इसमें कोई संदेह नहीं है | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


न 8 


मोगेसे घृणा न करके उनमें ममता और आसक्तिका 
त्याग करना अधिक उपयोगी है । किसी प्रकारके सुख- 
भोगकी इच्छा ही प्राणीको उसका दास बना देती है । 
इस कारण वह अपने नित्य-खामी परमेश्वरका दास 
नहीं बन पाता । 
आजकल वितरामि जो दोष आ गये हैं, उनको 
आप अपने जीबनमें न आने दें । विवाहको पुण्यकम 
समझकर भगवानके आज्ञानुसा[ एक सदूगहस्थका 
जीवन-यापन करें, इसमें कोई कठिनाई नहीं है । अधिक 
संतान उत्पन्न करना बुरा समझें तो न करे । विचार- 
द्वारा जिस वासनाको हम न मिटा सकें, उसको संयमपूर्वक 
. नियमित उपभोगढ्वारा मिटानेके लिये ही गृहस्थ-जीवन 
है। अतः साधकके लिये यह बड़े छामकी परिस्थिति है । 
बाळक अपना प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं । उनकी 
चिन्ता करना व्यर्थ है । साधकको तो चाहिये कि वह 
अपने कर्तव्यसे न चूके; फिर जो कुछ होगा, वह ठीक 
ही होगा | निर्वाह तो सबका वह प्रभु ही करता है, 
जिसका यह विर है | मनुष्य तो निमित्तमात्र ही है । 
बह ऐसा अभिमान व्यर्थ ही करता है कि मैं निर्वाह 
करता हूँ। 
अन्नके लिये भटकना उसे ही पड़ता है, जो प्राप्त 
, बलका सदुपयोग नहीं करता तथा आवश्यक श्रम नहीं 
करता एबं दूसरोंसे कुछ पानेकी आशा रखता है। 
बुद्धिका आदर करनेवालेकी बुद्धि कमी विपरीत नहीं 
होती । अतः उसके लिये कोई भी समय या परिस्थिति 
हानिकारक नहीं है | हर प्रकारसे अपमान उसीका 
होता है, जो खयं गळत रास्तेसे चलता है । 
इस युग्मे ही क्यों, कमी भी दूसरा कोई किसीका 
नहीँ है। अतः साधकको किसीसे मी , कुछ नहीं 
चाहना चाहिये और अन्य किसीको भी अपना न मान- 
कर एकमात्र भगवानको ही अपना सर्वख मानकर 


कल्याण कह 


__ | 
उसपर ही निर्भर हो जाना === दा जाना चाहि, शी गण इसीमे मनुष्य. 
जीवनकी सार्थकता है । | 

संसारसे छूठनेका उपाय, इससे जो कुछ छिया | 
है, उसे छौटा देना और बदलेमें कुछ न लेकर 
उऋण हो जाना है, जो कतैव्य-पाळनद्वारा बड़ी 
सुगमतासे हो सकता है । आपका कोई भी ऐसा | 
कर्तव्य नहीं है, जिसे आप नहीं कर सकते और | 
जिसके करनेके साधन आपके पास नहीं हैं | इस इडि | 
से कर्तव्य-पाळन बडा ही सुगम है। | 

आपके प्रश्नका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है--- | 

(१ ) प्रपर दृढ बिश्वास करके अपने-आप 
* उनके समर्पण कर देना अर्थात्‌ ऐसा मान लेना कि मैं| 
उन प्रभुका हूँ, जिनका यह समस्त जगत्‌ है भ 
एकमात्र प्रधु ही मेरे सब कुछ हैं, और कोई भी मेर 
नहीं है । यह शरीर जिसको मैं अपना समझता हुँ 
यह भी मेरा नहीं है | यह मुझे भगवान्‌की पारे 
उनकी सेवाके लिये मिला हुआ खाँग है । यह मा 
दृढ़ होनेपर बडी छुगमतासे भगवानका निरन्तर भजन-| 
स्मरण तथा उनमें प्रेम भी हो सकता है । | 


(२) संसारसे किसी प्रकारका सुख-भोग १| 
चाहनेसे और प्राप्त शक्तिद्वारा उसकी सेवा कर देनेऐ। 
अपने-आप उस संसारसे माना इआ सम्बन्ध छूट है 
है अर्थात्‌ उसके प्रति ममताका नाश हो जाता है।' 
अपना नाम भी तो संसारका ही अंश है । उसकी 
इच्छा रखते हुए आप संसारसे सम्बन्ध कैसे छो 
सकेंगे £ यह तो आपको संसारसे और भी अधिक जकइक। 
बाँध देगा | अतः यदि भगवानूसे सम्बन्ध जोड़ना है 
और संसारसे तोड़ना है तो अपने नाम या यशको बिक 
समान समझकर उसकी इच्छाका त्याग कर दीजिये भ 
एकमात्र भगवानके प्रेमको छोड़कर और किसी * 
बस्तुकी भी इच्छा मत रखिये | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ८ ) 


राम-श्यामकी झाँकी 


११३५ 


iS 


( ३ ) किंसीपर भी अपना कोई अधिकार न 
मानना और किसीसे भी कुछ न चाहना, दूसरेके 
कर्तव्ययी ओर न देखना, अपने कतेव्य-पाळनद्वारा 
दूसरेके अधिकारकी रक्षा करते रहना एवं परेच्छासे जो 
भी मनके प्रतिकूल घटना हो, उसे भगवानका बिधान 
मान लेना--यह क्रोधको जीतनेका बड़ा ही सरल और 
सुगम उपाय है । अपने मनकी वात दूसरोंसे पूरी कराने- 
की आशा ही क्रोधकी जड़ है | 


( ४ ) कामनाका त्याग कर देनेके बाद आप कामी 


'कैसे रहेंगे ! प्रभुकी प्रसन्नताके लिये कर्तव्य-पालनद्वारा 


सबका हिंत करना---यही बड़ी-से-बड़ी सेवा है। प्रभुका 


सर्वोत्तम सदुपयोग है | क्वाहको झंझट न मानकर 
धर्मका आवश्यक अङ्ग समझें और पत्तीका हिंत ठया 
गृहस्थ-घर्मका पाळन करते हुए पितृ-ऋणसे मुक्त हो 
जाना चाहिये | शादी करनेसे घृणा तो अपने शरीर-सुख- 
के ल्रेमके कारण और पारिवारिक मरण-योषणकी झंझटसे 
भयभीत होकर हुई है, जो सथा निराधार है | 
वास्तवमें वैराग्य होता तो जीवनमें क्रोध कहाँसे 
आता १? शान्तिका उपाय एकमात्र भगवानका आश्रय 
(शरण) है | 

आवश्यक वार्तोका उत्तर यथास्थान लिखा गया है । 
मैं किसीका गुरु बननेका अधिकारी नहीं हूँ | अतः 


नाम लेना और गुणोंका गान करना-यही तो जीमका कृपा करके मुझे “गुरुदेव” लिखकर लजित न करें | 


राम-श्यामकी झाँकी 
( लेखक-ठा०ओसुदर्शनसिंहजी ) 
[ गताइसे आगे ] 


५६- उलाहना 

“दादा, करूँ मेरा दावँ नहीं देता । मैं मारूँगा उसे |? 
दाम रोषमें है । उसका गौर मुख कुछ लाल हो गया है | 
उसके बड़े-बड़े नेत्र भरेसे हैं। दाऊ यहाँ न होता तो वह 
अवश्य श्यामसे झगड़ पड़ता । यह मी कोई बात है कि 
कन्हाई उसका दावे नहीं देता और उळटे उसे अँगूठा 
दिखाकर चिढाता है। वह दौड़नेमें कृष्णसे कुछ दुबल तो 
है ही नहीं। किंतु यह दाऊ दादा फिर छोटे भाईका पक्ष 
न लेने लगे | 

“यहद कुछ अच्छी बात नहीं ।? दाऊके लिये तो सभी 
सखा समान हैं। वह भला, क्यों छोटे भाईका पक्ष करे | 
उसने कहा--“कहाँ है करूँ !? 

“दादा !? श्याम बड़े भाईके सामने आकर ऐसा बन 
जाता है कि देखते ही बनता है । 

“तू भीदामसे झगड़ता क्यों है १? उसका' ` "*"* किंतु 
छोटे भाईके मुखकी ओर देखते ही दाऊ वोलते-बोलते रुक 
गया। उसने आऔदामसे कहा--“चलो) मैं कन्हाईके बदले 
दाव चुका दूँ |? 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


“ना ! दावँ तो में इसीसे लूँगा ।? औीदामका हठ 
अनुचित कौन कहे । जो खेळता हो, दाबँ उसीको देना 
चाहिये । है 
(किंतु यह तो थक गया दीखता है।? दाऊने फिर 
देखा अपने छोटे भाईकी ओर | 

“थक गया है १? भीदामने भी श्यामकी ओर देखा । 
उसे लगा कि वह अबतक क्यों नहीं इस ब्रातको जान सका | 
कितना सुकुमार है उसका यह नीलसुन्दर सखा। इसके - 
माळपर पसीनेकी दूँदें झलमलाने लगी हैं। कपोल अरुण 
हो गये हैं । केशोंके सुमन अस्त-व्यस्त बन गये हैं। श्वासकी 
गति भी बढ़ गयी जान पड़ती है। 

“व्यामः तू इधर आ ।? भीदामने हाथ पकड़ लिया 
और तमालमूलकी ओर चलनेको खींचने लगा । . 

“मैं थका कहाँ हुँ १ तू थक गया हो तो वहाँ सो जा।? 
नई अपनेको दछ कैसे मान छे ! वह किसे असक र 
है कि पहें थक जायगा ! 

(दादा, यह कर्नू मानता नहीं दद || तू डॉट न इसे.।? 
तोकका उलाइना न सुना जाय, ऐसा सम्मब नहीं । न्ह 


११३६ 


तोक एक कमलका पत्ता दौड़कर तोड़ छाया है । अब श्याम 
थका हो या न यका हो, उसे सुबलकी गोदमे सिर 
रखकर झटपट सो जाना चाहिये। तोक जो अपने पत्तेसे 
उसे वायु करना चाहता है । 


इतने उलाहना देनेवाले और अकेला इयामसुन्दर | सब 
कहते हैं तो थका केसे नहीं है वह ! अब उसे तमालके नीचे 
विश्राम तो करना ही पड़ेगा । 
५७-स्नेहाश्रय [ 
“दादा, तू चुळा इन सबको |? कन्हाई हँस रहा है । 
उसे बनके ये नन्हे जीव सदा घेरे ही रहते हैं| शशक उसके 
चरणको अपनी लाळ-लाळ कोमळ जिह॒बासे चाट छिया करते 
हैं बारःबार । गिलहरियाँ उनसे भी अधिक भृष्ट हैं | वे 
इ्यामके अङ्कको ही अपनी शय्या बनाना चाहती हैं । 
८ पक्षियांका समुदाय पृथक्‌ फुदकता-उड़ता रहता है । इसके 
चारों ओर मृग वछड़ोंके समान इसे बार-ार सूँघते 
. रहना चाहते हैं । 
“तू एक बच्चा लेगा कृष्णमृगका १? दाऊ बड़े स्नेहसे 
एक मुगीको दूर्वा खिला रहा है । मृगीका नवजात शिशु 
दाऊके पास उससे सरकर बैठ गया है। 


` ` (इसे घर छे चढँगा ।? श्यामसुन्दरने मुड़कर देखा 
बढे भाईके पास बैठे मृगशावककों | सचमुच बहुत सुन्दर 
बच्चा है । दौड़ आया कन्हाई ओर गोदमें भर छिया उसने 
उस झावकको | 
“इसकी माँ भी चलेगी |? दाऊने मुगीको पुचकारा । 
“मैं इसे भी ले चढूँगा ।? इयामके लिये यह कोई नयी 
"बात नहीं है | ढेरों बनपञ्च उसको धेरे नित्य गोष्ठमे पहुँचते 
हैं| दो-चार वह खयं छे जाता है तो सौ पचास अपने-आप 
भागे चले चलते हैं साथ-साथ | 
“कूँ, यहकोई गाय या बछडा नहीं है । तू इसे बाँधेगा 
तो रोयेगा यह |? माता रोहिणी मना लेती है मोहनको । कोई 
रोये, यह कृष्णचन्द्र सह नहीं सकता । वनपञ्च या तो घड़ी- 
दो-घडी गोष्ठमें खेल-कूद करके वनमें लोट आते हैं या फिर 
अमर गोष्ठमं या द्वारपर बैठकर रात्रि- 
श्राम क | प्रातः कन्हाईके साथ ही वे वनमें 
लौटते हैं। . | न 


„ "करे देख, वह बँदरिया आ रही है अपना बच्चा 


कल्याण कल 


लेकर । तू उसके बच्चेको नहीं छे प? याक प ११ दाऊ परिषा 
कर रहा है | र 

नहीं दादा, तू. उसे भगा दे । वह मुझे दात दिखाती | 
है और खाँखों करती है।? कष्ण पहले ही मुह बनाकर 
उसे चिढाने लगा है। | 

दाऊ किसे मगा दे! बैंदरिया श्यामके समीप आ गयी | 
है। मयूर इस नवजळधर सुन्द्रको घेरकर नृत्य कर रहे 
हैं। पक्षी इसके चारों ओर चहक रहे हैं । शशक इसने! 
चरणॉमें छोट-पोट हो रहे हैं । गिलहरियाँ बार-बार इसन | 
पीतपट खींचती हैं और पीठ फुलाकर पूँछ हिक | 
चीं-चीं करती हैं । मृग इसे अपलक देखते हैं | यह सबका | 
प्राणिमात्रका स्नेहाश्रय दाऊका छोटा माई । 


-तू सबको छे चल |? दाऊ श्यामके पासते जीयोँको भगा | 
दे, यह कैसे शक्य है | वह तो अपने छोटे भाईके पाह | 


|| 


सबको पहुँचाता ही है । 
५८-चाल-विनोद्‌ | 
मद्र है !? किसीने वृक्षमूलमें चुपचाप बेठे दाऊके नेत्र | 
पीछेसे आकर बंद कर लिये हैं | कौन होगा यह ! यह युए 
युगका परिचित स्पर्श--किंतु नेत्र बंद करनेवाला प्रसन्न हो 
रहा होगा | उसके नेत्र खिल रहे-होंगे । झटपट नाम वता 
देना कुछ अच्छी बात नहीं है। 

“तोकः मेरे नेत्र छोड़ दे |? दाऊने दूसरा नाम लिया। क्‍ 
वैसे तोककी नन्दी हथेलियाँ उसके दीर्घ हगोंको ढक ढेंगी। 
यह सोचना ही कठिन है। 

(सुबछ, भ्रीदाम, विशाल, ऋषभ, अजुन' ` "” ? एकतरे | 
बाद दूसरा नाम छिया जा रहा है। नेत्र बंद करनेवाले 
बोलता नहीं, हसता मी नहीं । वह पीठसे चिपका पीडे 
छिपा है। 

“होआ है ! अब दाऊ हँसते हुए बोला और नेन 
धरे दोनों कर पकड़ लिये उसने । 

. दादा नहीं बता सका ।? कन्हाई खिलखिलाता, ताली 
बजाता, नाचता-कूदता सामने आ गया। प्तू नहीं बता 
सका न १? 

“मं तो नहीं वता सका ।? दाऊके अधरॉपर मी सिंग 


है । “अब तू मेरी बड़ी अँगुली बता |? 


पुष्पित कदम्बके नीचे पालथी मारे दाऊ बैठा है। उस 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


CT 


pre! Somes" Co 


जनको 


८» नि” 
POISON NIEHS SPRY SPT SP EP CPP PTE PO We FT PO 


>) = 


जज 


संख्या ८ ] 


है। नखोंकी तनिक-तनिक नोक और अँगुलियोंके छाल-लाछ 
रक्तक दूँदोंजैसे अग्रभाग--अब इसमें तो सब अँगुलियाँ 
एक-जैसी हो रही हैं। पता नहीं) कहाँ छिपी है बड़ी अँगुली | 

कुछ बालक खड़े-खड़े झुककर देख रहे हैं, कुछ घुटरनेकि 
बल उझककर और कुछ एक दूसरेका सहारा लेकर । 

कृष्णचन्द्र अपने बड़े भाईके सामने एकदम सठकर 
उकड़ूँ वेडा है । उसके शरीरका कुछ बोझ मी दाऊके 
घुटनॉपर ही है । मयूरपिच्छ लहरा रहा है, अलक हिल रही 
हैं, कानोंके पुष्पणुच्छ कपोलपालीपर स्थिर हो रहे हैं । मस्तक 
झुकाये; दोनों हाथसे दाऊकी मुद्ठी पकड़े वह ध्यानसे बढी 
अँगुलीकी खोजमें है । 

“तू छोड़ दे !! एक अँगुली अपनी तर्जनी और अँगूठेसे 
मोहनने पकड़ ली है। 

“अरे, यह तो तजनी है !? मुडी खुलते ही सब-केसव हँस 
पड़े हैं और यह कन्हाई भी हँसते-हँसते भाईकी गोदमें ही 
लोट-पोट हो रहा है । तजनी झटसे छोड़कर मध्यमा पकड़ 
ली इसने और अपनी चत॒रतापर अत्र खयं मगन हो रहा है। 

.५९-चञ्चळ 
“इयाम, तू वड़ा चञ्चल है रे! माता रोहिणीने किसी 
प्रकार कन्हाईका एक हाथ पकड़ा | 

श्रीकृष्ण चन्द्र पूरा दिन वनमें बिताकर लैटा है । सखा 
अपने गोऽडोंमें गौएँ बाँधने गये हैं | उनके आनेकै पहले 
मोहनको स्नान करा देना है । वस्न बदल देने हैं । सखाओंके 
आनेके पश्चात्‌ यह सब होनेसे रहा | फिर तो यह उनके साथ 
धूम करनेमें लग जायगा | वे वाळक? आते ही होंगे और यह 
चपळ कभी द्वारतक भाग जाता है, कमी किसी वस्तुको 
उल्टता-पुलरता है और कभी कुछ करने लगता है । माता 
ज्ञान कराना चाहती है, किंतु यह बार-बार भाग जाता है । 


“नहीं माँ, चञ्चल तो दाऊ दादा है !? च्यामसुन्दरने 
दूसरे हाथसे अपने बड़े भाईकी ओर संकेत किया । 'मैं तो 


रा हूँ, कूदता हूँ और दौड़ता भी हूँ । मैं चश्चल कहाँ 
माँ १? 


“दाऊ क्या चञ्चलता करता है १? माता जानती हैं कि 


रे इस नन्दे कृष्णके शब्दकोषमें शब्दोके ऐसे-ऐसे अर्थ 
' जिन्हें कोई ऋषि-मुनि भी नहीं जानता होगा । 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


N— 


रामञ्यामकी झाँकी 


“दाऊ दादा तो बहुत कम खेळता है |? कन्हाईने फ़िर 


भाईकी 


वड़े भाईकी ओर देखा। “वदद जो बड़ा भारी माण्डीरवददै 
न” इतना बढ़ा? अपनी दोनों नन्दी भुजाएँ श्रीकृष्णने फैला दीं, 
मानो माण्डीरवटकी पूरी विस्तृति हो गयी इतनेमे | मातां 
अधरोंमें मुस्करांकर रह गयी। 


“हूं दाऊ दांदा उसके नौचे जइसे संटकर गुमसुम 
देवताजैसा वैठ जाता है।? च्यामने माताके मुखकी क 
देखकर कहां--देख माँ, इस प्रकार देवता-सा बैठ जाता है 
दादा |? 

५. कन्हाई भूमिपर वहीं बैठ गया | उसने अपनी बारां 
जाधपर दाहिना चरणतल रख लिया | पीठ सीधी करके नेत्र 
अधमुँदे कर लिये | 


श्रीवजराजका प्राङ्गण, समीपमें रंग-ब्रिरंगी साड़ी पहिने , 


वात्सल्यमूर्ति माता रोहिणी और एक ओर श्रीबलराम | 
कन्हाई अपने अग्रजका अनुकरण कर रहा है । कटिमें पीता- 
स्वरकी कछनी, कण्ठमें कौखुभ, वक्षपर वनमालाकी ओटसे 
झाकता-सा श्रीवत्स | पढुका कहाँ गिरा दिया है इसने | धूलि- 
धूसर अलक घिरा सुन्दर मुख, अर्धोन्मीलित विद्याल नेत्र, 
वाम जानुपर लाल-लाल चरणतल) घुटनाँप्रर पड़े पाणिपद्+ 
सीधा शरीर और ध्यानकी बिचित्र मुद्रा । गोरज-मण्डित 
मृदुल स्याम अङ्गकी यह शोमा--विभूतिभूषित कोई योगीश्वर 
भी इस छटाक्रे चिन्तमसे कृतार्थ हो सकता है | 


“चूँ, क्या कर रहा है तू १? मेया यशोदा प्रतीक्षा कर रदी 
थी कि उसका कन्द्ाई खान करके कलेऊ करने आता होगा 
और यह तो अमी यहाँ योगिराज बना बै दै । 


“मैं कह रहा था, दाऊ दादा बहुत चञ्चल दै !? स्याम 
झटपट उठकर मैयाके पास पहुँच गया । कौन चञ्चलताकी 
इस परिमापाको अखीकार कर सकता है! 

६०--ऊँघ 

(राम दूध पी ळे, बेटा ! तू दूध पी तो स्याम भी पीयेगा।' 
माता रोहिणी अपने आगे बैठाये है अपने स्वर्णगौर कुमारको । 
दाऊ दोनों चरण आधे मोडे वेठ गया है और उसके दोनों 
हाथ भी दूधुके कटोरेपर हैं? किंतु नेत्र बंद हैं । अलके 
बिखरी हैं मुखपर | वह अधर कटोरेपर लगाकर भी ऊंध 
रहा है । माता अपने हाथसे कटोरा सम्हाले है और बार- 
बार स्नेहपूर्वक दूध पी लेनेके लिये कह रही दै। 


११३७ 


> ON 


/ 
११३८ 


७ 'दूधेपी तो श्याम भी पीयेगा |? नींदके वेगमें भी 
दाऊ जैसे कुछ-न-कुछ समझ लेता है इस वातको | उसके 
अधर हिल जाते हैं। बहुत छोटे दो-एक घूँट लेकर वह 
फिर ऊँघने छगता है । 

“हाल, तू नहीं पीयेगा तो तेरा दांदां मी भूखा रह 
जायगा ।? मैया यझोदाके पांस भी यही एक मन्त्र है । 
उनकी गोदमें यह आधा लेटा, दोनों चरण फैलाये जो नील- 
सुन्दर है, वह दाऊकी भाँति शान्त तो है नहीं। कटोरा 
पकड़ना तो दूर, मुखके पास कटोरा ले जानेपर यह अपने 
हाथसे उसे हटा देने, दूध फैला देनेका प्रयत्न नाँदमै भी 
करता है | मेया एक हाथमें कटोरा लिये है और दूसरेसे 
इसे सम्हाले है| बड़ा भाई इसके दूध न पीनेसे भूखा सो 
जायगा, इस नामपर इसके भी अधर दो-चार बूँद दूध 


—_ ००७ यो 


भीतर ले लेते हैं । 


“दोनों दिनमर गार्थोके पीछे वन-वन भटकते हैं । 
वाळकोके साथ धूम मचाते रहते हैं। थक्र जाते हैं बहुत 
अधिक ।? माता रोहदिणीके नेत्र भर आये हैं । वे दाहिने 
हाथमें कटोरा सम्हाले हुए बायें हाथको बढ़ाकर मैयाकी 
गोदमें लेटे श्यामसुन्दरके फैले हुए चरण बहुत धीरे-धीरे 
दबाने लगी हैं| 

(कितना मना करती हूँ, पर दोमेंसे एक भी नहीं 
मानता !? मैयाके नेत्रॉमै अपार वात्सल्य दै । अब थे दोनों 
ही सो गये हैं| कटोरेका पूरा दूध तो जगते रहते भी कभी 
पीया नहीं इन्होंने? पर दो घूँट भी पी ळें तो माताओंको 
संतोष हो जाय । दिनभर थकते हँ, दूध भी नहीं पीयेंगे 
तो दुबळे हो ही जायेंगे । 

(पी ले, लाल ! पी ले, बेटा ।? दोनों माताएँ बार-बार 
आग्रह कर रही हैं। ये दोनों ही पूरी उँचरमे हैं। यदा-कदा 
ही दिलते हैं इनके अधर । बहुत थोड़ी बूँदें कण्ठसे नीचे 
उतर पाती हैं । 

पासःपास आमने-सामने बैठी हैं दोनों माताएँ । माता 
रोहिणीके सामने नेत्र बंद किये बैठा दाऊ और मैया 
यशोदाकी गोदमें लेटा कन्हाई । बंद हैं दोनोंके विशाल 
इग्‌ । बिखरी हैं इनके चम्द्रमुखपर अलफेँ । दीपकके 

प्रकाशमें दूधसने इनके अधरोंक्री अपूर्व छटा है | चिबुकतक 
आ गयी है दूधकी रेखा | इन दोनोंकी यह ऊँत्र--पर कहीं 
किसी भी ज्रागरणमै क्या इतना सौन्द्य्‌ सम्मब्‌ है! - 


कल्याण 
जअ 


[ भाग ३१ 


६१- मल्युद्ध 
“दादा, मैं तुझसे लडूँगा ।? स्यामके लिये यह नयी 
बात नहीं है | श्रीदाम) भद्र, सुब आदि उसे प्रायः पटकनी 
दे देते हैं। सलाओसे इन्द्र करके तो हारनेमें और हारकर 


भी अपनेको विजयी तथा जयीको पराजित बताकर चिदानेमें - 


आनन्द है । इन्द्र जीतता तो कन्हाई दाऊसे ही दै । वैसे 
वह भी समझता है कि तोकको जैसे सब जयी वना देते हैं 
वैसी ही जय उसकी भी है। 

“अच्छा आ |? दाऊ जानता दै कि उसके इस सुकुमार 
छोटे भाईको दूसरे मछक्रीड़ामें बहुत थका देते हैं । 

पडुके उतारकर दोनोंने एकत्र रख दिये । उनके ऊपर 
ही रख दीं मालाएँ, वेत्र, शङ्ख और मुरली । अलकें 
समेटकर बाँध लीं । कछनी कसकर पूरी कछनी कर ली 
गयी । अव दोनोंने ताल ठोंकी | 

आऔयमुनाजीकी सुकोमल वाछकापर वालकोंकी क्रीडा 
चल रही है । दौड़कर एक-दूसरेको छूना, कूदना, वृषभ 
वनकर सिरसे टक्कर लेना--सब विभिन्न खेलाँमै लगे हैं । 
उनके मध्य ये राम-श्याम मल्लयुद्ध कर रहे हैं । .. 

कन्हाई चिड़ियाकी भाँति फुदकता है और मछली-सा 
चिकना तो है ही । वह इधरसे उधर कूदता है । दाऊ 
जान-बूझकर उसे बार-बार सरक जाने देता है । 

राम और इयाम--इन्दीबर और खर्णकमलक्री परस्पर 
गुँथी यह जोड़ी । दोनोंके मुख किंचित्‌ छाल हो रहे 
है । दाऊ छोटे भाईको प्रोत्साहित कर रहा है और 
इयाम प्रय्न कर रहा है-त्रल लगा रहा है । 

“दादा तो गिर गया ।? श्यामसुन्दर ताली बजा- 
कर हुँसा । 


धअभी तूने चित कहाँ किया ? दोनों घुटने मोडे, 


दोनों हाथ सिरसे आणे किये दाऊ रेतपर खिर पड़ा है- . 


(चित कर |? 


कन्हाई अब फिर जुट गया है । बड़े भाईकी पीठपर 
लेटकेर कमी उसका हाथ खींचता है, कभी पैर। कभी 
एक ओर झुकता है और कमी दूसरी ओर । अब उसके 
भालपर स्वेद-सीकर चमक्रने लगे हैं | 


दादा, उठ तू |? कृष्णचन्द्रने दाऊको चित कर दिया 
और बहुत प्रसन्न हुआ । अपने दादाके ऊपर चढ़कर वह 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Ld 


संख्या ८ ] 


राम-स्यामकी-झाँकी 


११३९ 


NS MM MN NS 


बैठ नहीं सकता । दाऊ तो चित होकर चुपचाप पड़ गया 
है। वह जैसे विश्राम कर रहा है । कन्हाई उसके दाहिनी 
ओर पेटके पास सटकर बैठा है और मुट्डौ-मुटडी रेत 
उसके पेट तथा छातीपर डालकर कमी-कमी' मळ देता है | 

धूलि-धूसर ये गौरः्याम अङ्ग, यह मलयुद्धके पश्चात्‌ 
अलस भाव- वायु अपने कोमल करोंसे इनका स्वेद सुखानेमें 
छग गया है | 

६२--भोला श्याम 

“कनूँ+ तेरा पठुका कहाँ गया १? दाऊने देखा कि उसके 
छोटे भाईके कंघेपर पीतपट नहीं है । यह कन्हाईकी कोई 
नयी बात नहीं | एक मुरलिका तो इसे प्राणोसे प्यारी है । 
उसे फेटमें खोंसे रहेगा, हाथमें लिये रहेगा; काँखमें दवाये 
रहेगा । सोते समय भी उसे पासमें सम्हालकर रखेगा। 
किंठु दूसरी सब वस्तुएँ---पडुकाः वेत्र, श्रंग माला आदि 
जहाँ चाहे वहाँ डाल देगा और भूल जायगा । दाऊको ही 
इसकी वस्तुओंका ध्यान रखना पड़ता है । 

(हूँ !? श्यामने अपने वक्षकी ओर देखा | इसे अबतक 
यही पता नहीं कि पड़का कंघेपर नहीं है | फिर दोनों हाथ 
थोड़े फैलाकर एक बार बड़े भाईकी ओर देखकर वह ऐसे 
हँस पड़ा--“अरे) वह तो खो गया ।? 


धसुबल) तूने चुराया है क्या १? कृष्णचन्द्र जानता है 
कि यही बात श्रीदामसे कहनेपर वह झगड़ने छगेगा। 

“मैं क्यों छिपाने लगा |? सुबलने तटस्थ उत्तर दे दिया । 

“कोई मुस्कराता नहीं, कोई हँसता नहीँ) कोई नेत्र 
मटकाकर दूसरेसे संकेत नहीं करता । तब पटुका क्या 
हुआ १? श्यामने सखाऔंके मुखकी ओर धूमकर देखा, किंतु 
उसे शङ्का करनेका कोई चिह्न नहीं मिळा। 

'कनूँ मैं बताऊँ १? तोकने आकर हाथ पकड़ छिया 
और उत्तरकी अपेक्षा किये बिना बताया उसने--भतेरा 
पडका धर्मने लिया है । वह रहा वह !” 

“अरे, हाँ ।? दोनों हाथोते ताली बजाकर प्रसन्नतासे 
श्यामसुन्दर कूद पड़ा और दौड़ा । अपने सफेद बड़े 
बृषमकी पीठपर पटुका रखकर खेलमें ळग गया था, यहद 
उसे भूल ही गया | धर्म अव उठ खड़ा हुआ है । वह 
पीठपर पढुका लिये चरनेमें ळा गया है । उत्तुङ्ग उज्ज्वल 
इषभकी पीठपर श्यामका खर्णिम पीतपट । श्यामसुन्दर 


पडका उतारकर कंधेपर रखकर मोहन फिर दौड़ा 
आया और बड़े भाईके आगे आकर खड़ा हो गया । 

सघन पुष्पित बर्नोमें थोड़ी वूरपर गाये चर रही हैं । 
तमाळके नीचे एक शिलापर नीलाम्बरधारी दाऊ बैठा है । 
उसके आस-पास गोपकुमार खड़े तथा बैठे हैं |. उसके 
सामने आकर यह खड़ा हो गया उसका छोटा भाई | 

दौड्नेसे माळपर स्वेद-बिन्दु झलमला आये हैं | कमळ- 
सुख अरुणाम हो उठा है | बहुत प्रसन्न है मोहन दोनों 
हार्थति पढुकेके दोनों छोर कुछ उठाये । मानो उसके नेत्र 
कह रहे हैं--६दादा, यह रहा मेरा पडका । देख, मैं 
ढूँढ लाया ।? 

<६३--मानद्‌ 

“श्यामः मैं हार गया ।? श्रीदाम इस कन्हैयाके समान 

झंझटी' नहीं है । वार-बार खेलमै वह जीतता है, एक 


. वार हार ही गया तो क्या हुआ १ उसे अपनी हार 


छिपानी नहीं दै । 

“कनूँ मैं हार गया क्या १? यह तोक मी कूदता हुआ 
निर्णय लेने आ पहुँचा है। 

“तू मी कहीं हारता है ! तू तो जीत गया है ।? सच्ची 
बात है, तोक कमी दारता नहीं। वह चाहे जिस पश्चमे 
रहे, पक्ष हारे या जीते, तोक तो जीतेगा ही । नन्हे तोकको 
भला पराजित कौन कह सकता है | उसे तो सभी अपनी 
पीठपर ढो देना चाहते हैं । 


“नहीं; मैं दारूँगा !? आज तोकको दूसरी धुन है। 
वह हारका रस लेना चाहता दै । 

“तु किसको ढोयेगा १? श्याम हँस पड़ा | 

‹दाऊकोः बृषमको, श्रीदामक्रो, विशालकों--सबकों ।? 
उमंगमें तोक एक सरसे सब बड़े तगड़े वालकोंक्रे नाम 
गिना गया | 

“तय इस श्रीदामको पहले ढो |? कन्हाईने परिहास: 
किया | 

“दाम | आ बैठ तू मेरी पीठपर ।? तोक हाथ और 
घुटनोंके वळ लेट गया झटपट | 

झैं तो हार गया हूँ ।? श्रीदामके नेत्रॉमें पराजयका 
खेद है । वैसे इस तोकको वह अनेक बार ढो चुका है। 


दौड़ र्हा है--दौड़ा जा रहा ३५०. Digitized by eGangotri. “वीक, हिम हाली), कया २१०५ वचह जिसकी पीठपर' 


११४० 


कल्याण . 


[ भाग ३१ 


PE 


बैठना चाहे, वही हसकर अपनेको हारा मान लेगा और 
ढोयैगा उसे । 

तुझे गिनना भी नहीं आता । अभी तो खेलका एक ` 
दाबैँ बाकी ही है । श्याम हार जाय तो श्रीदामसे झगड़ 
लेगा कि नहीं हारा है। दावे देनेसे भाग खड़ा दोगा, किंतु 
किसी सखाके नेत्रम खेदकी रेखा उससे सही नहीं जा सकती | 

“क्या एक दाव वाकी है १? भ्रीदाम चोका | उसने 

गिनती तो ठीक की दै, किंठु कहीं भूल गया होगा | उसके 
ेत्रॉमे उल्लास आया । अव इस अन्तिम दावँमें कौन हारेगा, 
यह भी क्या पूछना है। 
“दादा, तू बैठ मेरी पीठपर | में तुझे गिराऊँगा नहीं |? 
तोक अब दाऊसे आग्रह कर रहा है । 

“चछ, तुझे ऐसा पटकता हूँ कि तू भी समझेगा ।? 

° ञ्याम श्रीदामको खिझा रहा है। 

इयाम और तोक दोनों नीलसुन्दर, दोनों पीताम्बर- 
परिधान) दोनों घुटनों और हाथके यल भूमिपर । श्यामकी 
पीठपर श्रीदाम और तोककी पीठपर दाऊ । दोनों खण- 
गौर । दोनों नीलाम्बरघारी | दोनों चल अपने पैरों रहे हैं 
और पीठपर वेठनेका नाटक कर रहे हैँ | एक जोडी 
है “बस, अब रहने दे ।? 

और उत्तर- ना, बैठा रह तू |? 

दूसरी जोड़ी है--८उतरः नहीं तो पटकता हूँ ।? 

ऊपरसे--*अभी चुपचाप चला चल |? - 

६४-छाक आयी 

(दादा, दादा, छाक आ गयी !? श्यामसुन्दर प्रसन्नतासे 

नाच उठा है। पवतकी ऊँची -चोटीपर यह यहीं देखने चढ़ा 
था कि छाक आ रही है या नहीं | भूख इससे दो क्षण भी 
सही नहीं जाती और अत्र इसमें छाक लानेवालियोंका क्या 
दोष है कि उन्हें देर होती है। वेचारियोंको नित्य वन-वन 
भटकना पड़ता दै । ये वालक त्रिना पता-ठिकाना दिये कमी 
एक ओर तो कभी दूसरी ओर बछडे हाँक छाते हैं । 

“सुबल | तोक | भद्र | अरे छाक आ गयी | दौड़ आओ ! 
दौड़ आओ सत्र !? श्रीकृष्ण कूदता-उछलता उतर रहा है। 
एक प्रपातक्रे पास ब्रैठे अपने बड़े भाईके पास दौड़ा आ 
रहा है । 

“दादा, छाक आ गयी !? मोहन वर्षासे धुळी रिलाको 


आसन बनाकर बैठ गया दै दाऊके पास, किंठु यह क्या ऐसे 
बैठ सकता है ! दो-दो क्षणपर खड़ा होता है उचक-उचककर 
देखता है--“इतनी देरमें भी सब नहीं आयीं १? 

(सब छाक मेरी है। है न !? अब यह मी कोई वात है। 
छाक तो प्रायः सबके घरोंसे आती है; पर श्यामका हठ है कि 
उसीकी मैयाने सब छाक भेजी है | 

«सत्र तेरी ही है; छाल !? ये छाक लानेवाली गोपियाँ 
मोहनकी ओर चुपचाप देखने लगी हैं। “अब तू अपने 
मित्रोंके साथ भोग लगा ।? 

“तुम सब बैठ जाओ !? श्यामसुन्दर पूरी सामग्री अपने 
सामने रखकर बैठ गया है। अपने द्वार्थों दी वह सबको 
परसेगा | यह काम छाक लानेवालियाँको कभी वह करने नहीं 
देता । 

“तू बस नमक खा ले !? यह उपहास तो चलना ही है। 
किसीको केवल अचार) किसीको केवल दो चावल और किसीके 
सामने मोदकोंका वड़ा भारी स्तूप लगाकर यह अब हँसेगा | 

बालक कहीं इस प्रकार भोजन करते हैं? किसके सामने क्या 
रखा गया, इसका प्रश्न कहाँ है । पूरे पदार्थ ही सवके सामने 
हैं। जिसे जहाँसे जो रुचे; उठा ले और जब कीई आधा 
मोदक दातसे काटकर शेष कन्हाई, दाऊ या किसी दूसरेके 
मुखमें देने लगेगा--देख कितना स्वादिष्ट है |? भला, कौन 
मुख बंद कर सकता है उस समय | 

“तेरा माखन खट् है | सब मुझे दे दे !? यह खट्टे 
माखनकी पहचान आपने न सुनी हो तो इस मण्डळीमें सुन 
जायें । 

“दादा, देख न--कितना मीठा दही है ।? पूरा दाहिना 
हाथ दहीमें डुबाकर श्यामसुन्दरने थोड़ा-सा खाया और हाथ 
बड़े भाईके मुखकी ओर कर दिया। दाऊ अब उसकी 
अँगुलियाँ मुखमें लिये दहीका स्वाद ले रहा है। 

करूँ, देखें हम !? सभी उत्सुक हैं हाथ रोककर कन्हाई- 
की दहीते उज्ज्वल अँगुलियाँ चाट लेनेके लिये । 

आपके मुखमें पानी नहीं आता क्या ? न आये तो आप 
पूरे कर्मकाण्डी ! 

६५-आँख-मिचौनी 

“दादा | मैं बताऊँ) भद्र कहाँ छिपा है! यह करूँ इतना 
भी नहीं समझता कि उसे स्वयं भी छिपना चाहिये | दाऊको 

नेत्र बंद करना था । दूसरे बाळकोंके साथ श्याम भी भागकर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


बा 


संख्या ८ ] 


कुझ्लोंमें छिप तो गया, किंतु जब दाऊ नेत्र खोलकर इधर 
उधर देखने लगा है, तब यह अपने-आप निकल पड़ा है बताने | 


“तू छिप तो सही !? दाऊका यह छोटा भाई कितना 
मोला है। 


“अच्छा, तू आँख बंद कर तो मैं उस माधवी-कुझमें 
छिप जाऊ |? यह अच्छी रही । छिपनेवाला पहले बताये दे 
रहा है कि वह कहाँ छिपेगा । श्याम न भी बताये तो भी क्या 
होता है। वह छिप कहाँ सकता है । जहाँ वह छिपेगा, मयूर 
घूम-फिरकर वहीं नाचेंगेश भौर वहीं मँडरायेंगे, बंदर वहीं 
उछल-कूद करेंगे और बछड़े वहीं दौड़-दौड़ जायेंगे । फिर 
अपनी अङ्ग-कान्तिको कृष्णचन्द्र कहाँ छिपाये ! वह छिप नहीं 
पाता और वही छिप रहे तो उसे टूँढेगा कौन १ 


“मै यहाँ हूँ, दादा !? श्याम पुकारता नहीं) पर कुझमेंसे 
बार-वार झाँकता है; फुसफुसाता है और हाथ हिलाकर बुलाता 


है। उसका यह “दादा” उसे क्यों नहीं हँढता १ वह क्यों दूसरे 
बालकोंको ढूँढ रहा है? कृष्ण अब ऊब गया है। वह निकल . 


आया है कुज्लसे--५मैं नहीं छिपूँगा । तू छिप जा/मैं इँदँगा ।? 


“मनें तुझे देख लिया है ।? कन्हाई हूँढेगा तो यही झगड़ा 
होगा। वह खेलके एक मी नियम समझता नहीं और झगड़ने- 
को सदा उतारू रहता है । अब आज सुबलसे उलझ पड़ा है। 

“तूने देख छिया तो क्या हुआ, छुआ तो नहीं ।? सुबळ 
क्यों अकारण “चोर? बने ! 


“आँखे तो छ लिया था|? अब इन दार्शनिकसार्वमौम 
जीको कौन समझाये कि खेलमै आँखसे देखना स्पर्श नहीं 
माना जा सकता | 


“हाथसे तो हाथ नहीं छुआ था ! सुबल हँस पड़ा । 

“छे, अब छू लिया |? कन्हाईने हाथ पकड़ लिया उसका | 

“अब छूनेसे क्या होता है १? बात तो ठीक दै, पर जब 
यह नटखट माने । यह तो सदा ऐसे ही झगड़ता दै । 

“होता क्यों नहीं १? किसमें इतनी बुद्धि दै जो इन देवता- 
को समझा सके । 

“सुचल ! करूँके बदले मैं दावँ दूँगा |? दाऊ छोटे भाई 
का झगड़ा निबटाने प्रायः आगे आ जाता दै। 


“ना, मैंने इसे छू छिया दै।? मोहन तो अपना इठ दी मुख नीचे किये 


करेगा | 


राम-श्यामकी झाँकी 


ooo 


११४१ 


“अच्छा, मैं सुबलके बदले दावेँ देता हूँ |? दाऊ विवाद- 


को समाप्त करना चाहता है | 


“आँख तो मैं बंद करूँगा | मैं हुँढँगा सबको । तू छिप 
जा !? कृष्णचन्द्र अव बड़े भाईका हाथ पकड़कर उसे छिपने- 
को कह रहा है | यह सदाका दूँढनेवाला-हँढनेमें ही आनन्द 
आता है इसे | 

६६-आँधी आयी 

“हम्मा ।? गार्योने कान खड़े कर लिये हैं | चरना बंद 
करके वे स्वयं एकत्र हो गयी हैं झुंड-की-झंड और अब 
लगता है कि गोष्ठको भागनेवाली ही हैं । 


“कनूँ ! देख, आँधी आ रही है।? कपि इधर-उधर 
छिपने लगे हैं। पक्षी उड़ते हैं आकुल-से और चीर्ले 
ऊपर--खूब ऊपर मण्डल बनाकर चक्कर काटने 
छगी हैं | गोपकुमार ठीक ही तो कहते हैं कि आँधी 
आ रही है। दिशाएँ धूमिल हो रही हैं और परचम 
आकाशर्मे कपिश रंगकी घटा-सी घेरे आ रही है; 
कन्हाई तो नाच रहा है । यह दोनों हाथ पूरे फैला 
कर गोलगोल घूम रहा है। 

“दादा, अभीसे हम घर चड़ेंगे १? अभी सायंकाल 
होनेमें देर है, परंतु गाये और वालक तो घर जानेको 
प्रस्तुत होने. छगे हैं। 

(आँधी आ रही है। चल, हम भाग चलें ।? दाऊ 
चाहता है कि कृष्णचन्द्र अब घर चले | 


धायोको हाँक दो !? इयामने सखाओको सम्मति दे 
दी । जब सब्र चलना चाहते हैं; तब ऐसा ही सही; किंतु 
अमी कुछ देर और नाच लेना चाहता है वह । “दादा, 
मैं तेरे साथ अमी चळता हूँ ।' 

“भागः कनूँ |? अब दाऊने हाथ पकड़ा छोटे भाईका । 
आँधी तो आ ही गयी । वृक्ष भरपूर हिलने लगे हैं | धूळ 
उड़ी आ रद्दी दै। गाये भागकर मी भाग नहीं पातीं । वे 
बारबार घूस आती हैं श्यामसुन्दरको देखने | 


“दादा !? अब भागा यह कन्द्ाई बड़े भाईका हाथ 
पकड़कर |. उड़ रदी हैं अलके उड़ रहा दै मयूरपिच्छ, 
हिल रही दै वनमाला और फर-फर हो रही है कछनी । 
एक दूसरेसे सरे मागे जा रहे हैं 


-CC-0. Digitized by eGangotri. Kamali सु, Collection, Varanasi 


~ 


HS Bs १४२ 


«अरे |? हाथसे पकड़े रहनेपर भी उड गया पीतपट। 
वह गया, वह गया । 

(तू ठहर ।? दाऊ झपदठा) 
कहाँ छोड़ रहा दै। | 
भेरा पढुका खर्ण-यूधिकाने ओढ़ लिया है ।? अग्रजकी 
ओर देखकर इष्णचन्द्र हँस पड़ा । 


. कल्याणं . 


ध्यह फिर उड़ जायगा | तू इसे भी बाँध ले |? 
मोहन लतापरसे उतारकर. अपना पड़का अब दाऊकी 


किंतु मोहन उसका हाथ कटिमे ही रपेट रहा है। 


ध्वुक्षेके नीचे नहीं जाना चाहिये ।? दाऊ कद तो 


ठीक रहा है, पर गुफा दूर है अमी। दोनों भागे जा 


रहे हैं । मागे ही जा रहे हैं सिर झकाये । 


कृष्णदीवानी ताज 
[ कहानी ] 
( ढेखिका-श्रीसुनीता अग्रवाल ) 
[ हमारी इस कहानीका समय १६ वीं शताव्दी है। उस समय उत्तराखण्डमें सुगरुसन्राट्‌ अकबर झंडा 
फहरा रहा था । उसी परम प्रतापी अकबरके दरममें ताज भी थी। इसी क्ृष्णदीवानी ताजकी किंवदन्तियाँके आधारपर यह 
० कहानी है। इतिहास भी तो स्वयं किंवदांन्तयोंके अतिरिक्त और है ही क्या ? छेखिका---] 


उस समय हिंदुस्तानमें मुगलोंका झंडा पूरी तरह 
फहरा नहीं सका था । अभी:उत्तरी भारतके भी कुछ 
इलाके जीते नहीं जा सके थे | उन्हीं दिनों आगरेमें अब्बास 
खाँ नामका एक मुगल जागीरदार, जो बैरम खाँकी उम्रका 
था और जिसने बाबर, हमायूँ और अकबरके डिये 
उन्हींके साथ लड़ाइयाँ छड़ी थीं, अपनी एकमात्र संतान 
ताजके साथ रहता था | ताजका बचपनका नाम हमीदा 
था | उसकी माँ बचपनमें ही चल बसी थी । इसीलिये 
बापका ळाइ-प्यार उसे खूब मिला था | 
अब्बासखाँ पाँचहजारी मनसबदार था । उस उम्रमें 
भी, जब कि उसके सारे दोस्त कब्रोंमें कयामतकी 
प्रतीक्षा करते हुए सो रहे थे, वह अपने कर्तब्यपर डटा 
था | वह बाबर और इुमायूँकी निशानी अक्वरकौ,तब 
भी सेवा कर रहा था जब कि बैरम खाँ सिपहसालार 
गद्दारी दिखा चुके थे | - 
अकबरपर ही नहीं, सारे मुगल्बंशपर उसके बड़े 
एहसान थे। खुद अकबरको भी एक बार लड़ाईमें दु३मनके 
धेरेसे उसने निकाला था, परिणामतः वह भी उसे बहुत 
मानता था | 


~ 


i 


एक.दिन जब अकबर द्रवारमें बैठा राज्यके बारेमे 
बातें कर रहा था, तभी उसको खबर मिली कि 
चाँदचीबीके किलेपर कुसुककी जरूरत है, वहाँ मुगल 
सेनाकी कमी है | अकबरका चिन्तित सुख देखकर 
अब्बास खाँ दरबारमें शेर-जैसा : गजी--“जहाँपनाहको 
अछाहताछा सेहत बख्शो, वे आफताब-सी चमक और 
महताब-सी ठंडक लेकर आहुममें सुकून बरसाएँ । 
माल्किहिंद शाने मुगछानाको इस खबरसे फिक्रमन्द 
होनेकी जरेंभर्‌ भी जरूरत नहीं | अभी हजूरके खादिम 
अब्बास खाँ-जैसे, जो शहंशाहके इशारेपर ही खूनकी 
दरिया बरसा सकते, वर्केतबाँ बनकर दुश्मनोंपर टूट 
सकते हैं, बहुत तादादमें मौजूद हैं | आका इशारा करे 
तो यह बूढ़ा अब्बास ही, जिसकी रगोंमें बाबर-हुमायूँके 
नमककी नमकीनी अब भी मौजूद है, चाँदवीवी-जैसी 
हजारोंको काफी है |? सारा दरबार “शहंशाह अकबर 
जिंदाबाद? के नारोसे गूँज उठा | 

जब दरबारमें शान्ति छायी, तब अकबरने गम्भीरतासे 
कहा---हमें अपने सिपाहियों और अपने सिपहसालारांसे 
यही उम्मीद है और भरोसा भी है । लेकिन अब्बास खाँ ! 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[ भांग ३१ 


संख्या ८ ] 


तुम्हें यह नहीं मुला देना चाहिये कि तुम्हारा शहंशाह 
अमी बच्चा है; तुम हमारे सिपहसालार ही नहीं, 
सरपरस्त भी हो; हमें डर है कि अनगिनत गुमनाम 
मुगलेंके खूनसे सींचे हुए सल्तनतके इस दरख्तको 
तुम्हारा नासमझ बादशाह कहीं गुमराहीकी आँधीमें 
उखड़कर गिर न जाने दे | हमें, मुगल सल्तनतको अभी 
तुम्हारी और तुम-जैसे दूसरे वफादार सरदारोंकी जरूरत 
महसूस होती है | इस कामको कोई और मनसबदार 
भी वाआसानी, वाखुशी और वाहोशियारी अन्जाम दे 
“सकता है ।: 
दरबार फिर सुगळ सल्तनत और शहंशाह अकबरके 
नारे छगाने ठगा | अब्बास खाँने फिरसे अपने ही जानेकी 
इच्छा प्रकट की और वह इस आज्ञाको पा गया । 


अव्वास खाँ अपने महळपर आया । वहाँ सोलह 

सालकी कमसिनीसे दबी, नजाकतकी पुतली हमीदा 

खड़ी थीं। उसे दिलासा देकर वह लड़ाईपर चला गया | 

हमीदाने अपने वापको बहुत बार इस तरह लड़ाइयोंपर 
जाते देखा था और हर वार त्रिजयी होकर वापस लौटते 
हुए भी; पर आज, न जाने क्यों, यह उसे 
भेजनेसे डर रही थी | उसने अपना दिल खोला | 

अब्बास खाँ इसपर बहुत जोरसे हसा और बोला--- 
“नादान ! सल्तनतके हर शख्सका बाप सः्तनतदां होता 
है | अगर खुदा-न-खास्ता मेरा साया तेरे सरसे उठ भी 
गया तो मेरी रूहका साया और तेरे शहंशाहका साया 
तुझपर रहेगा । नेकदिछ शहंशाह तुझें देखेगा ।? 
अब्बास खाँ अपनी फौजको लेकर चछा गया । हमीदा 
रोती रह गयी । 


अकबर अपनी प्रजाकी भळाई-बुराईका संदा ध्यान 
रखता था | उसे माळूम था कि अब्बास खाँके बाद 


कुष्णदीवानी ताज 


महलमें आकर दाखिल हो गया । 


चाँदनी रात थी, वहाँ हौजमें हमीदा नावै चला रही 
थी । छोटी-सी डोंगीमें बैठेबैठे वह गीत गाती जा रही 
थी और मग्न अकबर उसे सुन रहा था । अकत्रर गीतसे 
ऐसा मस्त हो गया, जैसे ब्रीनसे मृग | बह वहीं खड़ा 
रहा | नात्र जत्र किनारे लगी तत्र हमीदा चीख उठी । 
अक्बरका ध्यान तत्र टूटा और उसे यह बताकर कि 
वह उसके बापकी अनुपश्थितिमें इसलिये छोड़ा हुआ 
अकबरका एक आदमी है कि उसकी सब खैर-खबर 
ली जाती रहे | 


हमीदा अपने इस दितिधीको पाकर बहुत खुश हुई। | 


साथ ही शहंशाहपर भी उसे अगाध श्रद्धा हो गयी । 
x xX xX 
अकबरको हमीदा बहुत अच्छी ठगी, वह उसे 
हमेशा ही देखते रहना चाहने लगा । हमीदाकी कोयल- 
सी आवाज रह-रहकर उसके कानोंमें गूंजती । 
दूसरी रातको फिर वह उसी मेप्रमें हमीदाके सामने 
अचानक पहुँचा । उसने जान-्रूझकर हमीदाके सामने 
कई ऐसे काम किये कि हमीदाको हँसी आ गयी | 
अकबर यहाँ छिपकर आया था; इसलिये उसे इस बातका 
भी डर बना हुआ था कि कहीं कोई उसे देख न ले । 
x x xX 
हमीदा भी धीरे-धीरे अकबरसे प्रेम करने ळगी । 
वह रोज रातको हौजमें नाव डाले, मोमबत्ती जलाये, 
अकेली उसके इंतजारमें बैठी गाती रहा करती; अकबर 
भी हमेशा ही नये ढंगसे आ-आकर उसे एक वार डरा 
दिया करता । फिर दोनों नावमें बैठकर बहारॉके मजे 
छूटा करते । इसी तरह कई दिन हँसी-खुशीमें बीत गये । 


xX १९ x 


११४२ 


NAAN कक ANNAN 


कामके लिये एक रातमें भेष बदलकर वह अब्बास खोके 


उसकी लड़की हमीदा वहाँ रह गयी है । उसकी खैर, एक दिन खबर आयी कि चॉँदबीबीका किला जीत 
र एसा अकबरने अपूना तततप समझा और इसी खिय Mishra ह; लेकिन अब्बास खौँकी शह्ादतकी कीमत 


११४४ 


बदले | अकबरको इस खबरसे बड़ा धक्का छगा । वह 
इस खबरको लेकर हमीदाके सामने जानेमें बहुत घबराने 
लगा | लेकिन अब्बास खाँ-जैसे मनसत्रदारकी मौतकी 
"खबर छिप भी कैसे सकती थी । अफवाह हमीदाके पास 
भी पहुँच ही गयी | वह त्रिलरिला उठी । 
रात आयी, अकबर राज्यक्रे सारे कार्मोसे छुट्टी पाकर 
एकान्तमें पहुँचा | अब उसका समय हमीदाके लिये रह 
गया था । वह वहाँ जाना “चाहता था । लेकिन आज 
उसकी हिम्मतने हथियार डाळ दिये थे | वह हमीदाके 
बूढ़े वापका साया उसके सरसे उठवा देनेका जिम्मेदार 
था । वह इसी अपराधके कारण आज उसके सामने 
_ जानेसे डरता था | लेकिन उसके नेक दोस्त टोडरमळने 
उसे समझाया और कहा---'शहंशाहे हिंद | हमीदाका 
सरपरस्त अब्बास खाँ नहीं, बल्कि उसके मुल्कका माल्कि 
है | उसकी ही जिम्मेदारी है हमीदाके जान-माळकी 
हिफाजतकी । एक हमीदा नहीं, इस मुल्ककी करोड़ों 
हमीदा और अब्बास खाँकी जानोंके हुजूर मालिक हैं | 
आज इस दुःखके मौकेपर जाकर उसको तसल्ली देनेका 
जिम्मा आपका ही है । यह आपका फर्ज है । और 
हिंदुस्तानका नेक बादशाह अपने फर्जसे कभी पैर 
पीछे नहीं हटायेगा |? 
अकबर हमीदाके पास गया | आज हमीदाका महल 
सुनसान और अंधेरा पड़ा था। जैसे कोई राहगीर रास्तेमें 
लुटा-पिटा पड़ा हो---ह॒ताश, नाउम्मीद | अकबर पैर तो 
आगे वढाता, लेकिन उसकी हिंम्मत फिर जवाब दे 
देती | टोडरमल भी आज साथ था | वह उसे बढ़ाता। 
अकबर हर कदमपर पीछे लोट चळनेकी बात सोचता, 
लेकिन उसका कोई भी कदम नहीं मुड़ा | 
Dips Kr: x 
हमीदा अपने -आरामगाहमें औंधी पड़ी थी | वह 
तब मी सिसक रही थी | कुछ देर बाद अकबरका प्यार- 
भरा हाथ उसकी कमरपर :फिरा, उसने सुङ़कर देखा | 


जल 


कल्याण 


अपने प्यारे सिपाहीको शानदार छित्रासमे देखकर एक 
बार तो वह फूळी नहीं समायी, पर दूसरे ही क्षण बोली, 


“सिपहिया ! तुम शायद आज खुंश हो, तभी तो शानदार, 


कपड़े पहनकर आये हो; मेरे अब्बा, खुदा उन्हें जन्नत 
वज्रे, आज हमसे दूर हो गये हैं । मुझे आज कुछ भी 
अच्छा नहीं ळग रहा । तुम भी मुझे अच्छे नहीं माद्धम 
हो रहे हो, सिपहिया !? 

टोडरमळ्को पहले 'सिंगहिया? सुनकर तो ताज्जुब 
हुआ था, पर दुबारा वही शब्द सुननेपर उसको 
अकबरने सारा रहस्य वता दिया । वह बहुत घवरायी | 
भागकर बराबरके कमरेमें छिप गयी । 

टोडरमळने अकबरको समझाया कि “औरतका सच्चा 
सरपरस्त उसका खाविन्द होता है और हमीदाका दुःख 
तमी दूर हो सकता है, जब अकबर उससे शादी कर 
ले; क्योंकि यह लडकी उसे ही चाहती है ।? अकत्ररको 
उसकी बात माननी पड़ी । 

अकत्ररने हमीदाको जाकर वताया कि हमीदा 
अकबरके दिलका ताज बनेगी और उसका नाम तब 
ताज होगा । हमीदाको खुशी और अफसोस दोनों ही 
हुए । वह राजी भी हो गयी | 

x x xX 

अकत्ररके हरममें हमीदा ताज होकर आ तो गयी, 
लेकिन वहाँ उस-जैसी और भी कितनी ही थीं। नारी 
खभावसे ही अपने पतिको संसार समझती है और 
उसपर वह एकाधिकार भी चाहती है | जब उसपर 
यह अधिकार नारीको नहीं मिळता, तब वह इधर-उधरसे 
सहायता लेकर यह अत्रिकार पाना चाहा करती है । 
हरममें बीरबळकी वेटी शोभावती और राय बृन्दावनदास- 
जीकी बेटी लीलावती बहुत आया-जाया करती थीं । 
ताजसे उनकी दोस्ती हो गयी । 

उनसे वह कृष्ण और गोपियोंकी कथा और श्रीविट्ठल- 
नाथजीके व्ित्रयमें सुना करती । विट्ुङनाथजीके बहुत-से 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection; Varanasi 


[ भाग ३१. 
ज 


५ ~ 


संख्या ८ ] 


कृष्णदीवानी ताज 


११४५ 


ooo 


आश्चर्यजनक कार्य सुना करती | एक दिन उसने बिटुल- 
नाथजीसे एक ताबीज शोभावतीके द्वारा मँगत्राया कि 
उसका पति उसके वशमे रह सके | 


ताबीज आ गया | लेकिन वह छिपा नहीं रह स॒का 


` और जब दूसरी सौतोंको यह पता चला, तब वे चिढ़ 


गयीं | उन्होंने अकबरके कान भरे | अकबरने इसपर कुछ 
ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बात बढ़ती देखी, तब वह 
ताजके पास गया और उससे इघर-उधरकी बात करते 
हुए ताबीजपर, जो इस समय भी ताजके गलेमें था, 
बातें करने छगा | ताजने भेद नहीं छिपाया और साफ- 
साफ बता दिया | 


अकबरने ताबीज तुइवाकर देखना चाहा, लेकिन 
ताजने विरोध किया । इसपर अकबरको क्रोध आ गया | 


बुढानेपर चौसर खेलने आया करते और ताज मी मग्न 
होकर चौसरमें लग जाती | वह प्राय; जीतती ही | एक दिन 


ताज बोली--“गोविन्द | तुम कैसे खिलाड़ी हो, कभी 


जीत ही नहीं पाते !? 

गोविन्द भोळी मुसकानसे बोले- “ताज | मेरे 
भक्तोंकी जीतमें ही मेरी जीत है | मुझे कमी यह चाह 
नहीं होती कि मैं अपने भक्तोसे जीदँ | उनसे तो मैं 
सदा ही हारा हूँ, मैं उनका खरीदा हुआ दास हुँ | वे 
अपनी भक्तिके मूल्यसे मुझे खरीद लेते हैं | फिर अपने 
माढिकसे जीतना क्या १? 


ताजको इस बातसे मतलब ही कहाँ था कि 


गोविन्द क्या कह रहे हैं; लेकिन बाहर खड़ा अकबर इस * 


आत्राजको सुन चुका था । उसे ताजपर शक हुआ। 


उसने खुद ताबीज गलेसे खींच लिया और उसे खुळ्ा- वह अंदर आया और चिल्लाया, “ताज | तुम्हें जितनी 


कर पढ़ा | उसमें लिखा था, “कामन टामन टोटका, ये सब 
डारो घोइ, | पिया कहै सो कीजिये, आपुहि ते बस 
होइ ॥? अकबर इस दोहेको पढ़कर विट्वुलनाथजीपर 
बहुत श्रद्धा करने ङगा और उनसे मथुरामें ताजके साथ 
मिलने भी गया | 

ताजपर उक्त घटनाका और श्रीबिट्वलनाथजीके 
उपदेशोंका इतना असर पड़ा कि वह श्रीक्ृष्ण-प्रेममें 
लीन हो गयी । अकबरने भी उसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा दे 
दी | दीक्षा लेकर वह फिर आगरे छोट आयी । 

अब आगरेमें ताजका महल श्रीक्ष्णपूजाका केन्द्र 
बन गया । सदा कीर्तन आदि होते रहते । सौतोंको, 
यहाँतक कि हिंदूरानी जोधाबाईको भी इससे चिढ़ 
हुई । उन्होंने अकबरके कान मरने चाहे, पर अकवरपर 
अब इन वातोंका कोई असर नहीं पड़ा | उसने ताजसे 
इस सम्बन्धम कोई बातचीत नहीं की | 


ताजका प्रेम इतना बढ़ गया कि परमग्रेमास्पद 
भगवान्‌ उसके वरमें हो गये | वे रोज रातको ताजके 


आजादी दी गयी, तुम उसका उतना ही नाजायज फायदा 
उठाने ठगी हो !? 

क्या कह रहे हैं, सरताज १? 

ध्यहाँ कौन था १? 

ताज हंसी और बोली--५मेरे भगवान्‌ श्रीगोविन्दजी 
महाराज यहाँ थे ही नहीं, बल्कि अब भी हैं, 
आळमपनाह !? 

अकबर चौंका । उसने देखनेकी कोशिश की पर 
उसे फिर दिखायी कुछ भी नहीं पड़ा । वह बोला 
“कहाँ i) त 

धये यहाँ ।? 

मुझे यकीन नहीं | मैं तो देख नहीं पा रहा । 
अगर भगवान्‌ यहाँ हैं तो मुझे उनकी उपस्थितिका सबूत 
दो और महळके इन बुझे इए दीपोंको पुनः जला दो । 
ताजने भगवानसे प्रार्थना की | दीप जळ गया और तब 
भगवान्‌ खयं बोले--'नादान ! तेरी माया, मोह और 
छोमसे सनी गंदी आँखें मुझे देख सकती भी नहीं। 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


<— 


८: Eh E क! 


१ 


~ 2 


११४६ 


और तेरे पैरा भी; पर जबतक ये माया, 
हैं तू मुझे कैसे देख सकता ह? 


कल्याण 


[ भाग ३१ 


स्स्स 


न 
ने हर जगह हूँ--यहाँ मी, वहाँ भी, तेरे सरपर भी गोत्रिन्दजीके दर्शन किये । वहीं एक सक्षाहतक अखण्ड 
मोह जिंदा कीर्तन हुआ। फिर एक दिन भगवान्‌ शरीगोविन्दने दर्शन 
दिये । ताज भगवानके स्पर्शके लिये आगे बढ़ने ठगी, 


अकबर गद्गद हो गया । उसे ताजपर श्रद्धा हो किंतु एक सप्ताहके निर्जल उपबाससे उसमें ताकत 
गयी। अपनेसे ग्लानि होने लगी। उसने कहा--“ताज ! नहीं रही थी | अकवरने चाहा कि सहारा दे, पर 
मुझे तुमपर शक हुआ था । पर खुदा करे हर शौहरको वह उसे छूनेका साहस नहीं कर सका | 


ऐसा शक हो । मैंने तुझे पापी समझकर खुद एक पाप 

किया है । आओ, अत्र मथुरा चलकर तुम्हारे गोविन्दके 

दर्शन कर इस पापको घो डाळ ।? 

[ १८ x 
दूसरे 


x 
दिन ही अकबर और ताज शाही ठाटसे 


मथुरा चल दिये । तीसरे दिन बिद्ठलनाथजीके और श्री- 


वह खिसककर गोविन्दके चरणोंतक पहुँच गयी और 
वहीं अन्तिम साँस लेकर निश्चिन्त हो गयी । 

अकबर भरे गलेसे बोला--'जिंसकी चीज थी, 
उसीने छे ली !? वह वहाँसे आगरे लौट आया। कवियित्री 
ताजकी यादमें उसके महलूकी जगह ताजमहळका 
निमीण करा दिया । 


——¬_HeFtE 
अपरिग्रह 
[ देशके नवीन निर्माणमें इसका स्यान ] 
( छेखक--भीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌०ए०१ काव्यतीर्थ ) 


हमारे प्राचीन आचायाँने साधारण जनताके लिये 
वर्णाश्रम-धर्मके आधारपर दैनंदिन जैसा जीवन-क्रम 
निर्धारित किया था, वह दिक्कालाधनवण्छिन, सार्वभौम एवं 
शाश्वत था । आधुनिक युगं विज्ञानके विकासके साथ- 
साथ जनसाधारणके जीवनमें जो अंधाघुंध पखिर्तेन 
बड़े वेगसे हो रहा है, उससे जनसमुदायकी वास्तविक 
सुख-शान्तिमं उपचय अथवा अपचय हो रहा है--यह 
विषय सर्वत्र विद्वानोंके लिये विचारणीय हो रहा है । 
हिंस-वैज्ञानिक साधनोंसे सम्पन्न एक देश दूसरे देशोंको 
पराधीन करके अपने देशवासियोंके भौतिक शारीरिक सुख- 
की वृद्धिके लिये दिन-रात प्रयत्नशील है । नये-नये हिंसक 
शख्नाख्रोके आत्रिष्कारकी होड़ छगी है, जिस होडमे 
सारे संसारकी शक्तियाँ छग रही हैं. और जनता 
सम्माव्य महायुद्धके त्राससे चिन्ताग्रस्त हो रही है । उन 
देशोंके कुछ दूरदर्शी बिचाखान्‌ लोग इस त्रासको दूर 
करनेके विचारसे यदा-कदा जंगलों और पहाडे शान्त 


बाताबरणमें बैठकर विचार करने ढगे हैं । इसमें हमारे 
देशके अग्रणी लोग भी हाथ बैंटा रहे हैं । यथपि ये 
अन्तरङ्ग गोष्ठीमें प्रवेश नहीं पा रहे हैं, तथापि अपनी 
प्राचीन सम्यता और संस्कृतिकी पूँजीके कारण इनके 
स्बरमें शक्ति मासित हो रही है और आशा की जाती 
है कि दिनोंदिन इनके बिचारका मूल्य बढ़ता जायगा । 
यह हमारे देशके लिये आधुनिक युगमें कुछ कम गौरव- 
की बात नहीं है । परंतु विचारणीय यह है कि वास्तवमें 
हम कहाँतक गौरे पात्र हैं | हमारी वास्तविक स्थिति- 
का भेद खुळ जानेपर क्या हम बाह्य जगतमें आदर पाने- 
के अधिकारी रह सकते हैं ? क्या हमारे पास पूर्वजोंका 
दिया हुआ सुखी जीवनके रहस्यका मूळ मन्त्र अविकृत 
रूपमें रह गया है. क्या हम दिनोंदिन उस निधिको 
खोकर पशुलकी ओर नहीं जा रहे हैं ! जिस पाञ्च- 
भौतिक शरीरको हमारे पूर्वजोंने अनित्य एवं तुच्छ 
समझकर हमें शरीरके द्वारा छोक-सेवा आदि धर्मोपार्जन- 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संखया ८ ] अपरिग्रह ११४७ 
oo 
का अमूल्य उपदेश शाखोके द्वारा दिया था, क्या आज हम बन जायगा और पापी पेटकी पूर्ति एवं मुक्खड इद्धियों- 
उसको देहात्मवादके चक्करमें पइकर भौतिक सुखको ही की तृतिके अतिरिक्त मनुष्य-जीवनका कोई लक्ष्य ही रीष 
सर्वस्व समझकर रात-दिन उसीके साधन जुटानेमें सारे नहीं रह जायगा । 

धार्मिक विचारों एवं आचार-परम्पराको तिछाज्ञलि नहीं देते अब हमें विश्ुद्ध भारतीय जीवनकी रूप-रेखापर 
जा रहे हैं? दुर्भाग्यपश हमें जिस परिस्थितिमै और दृष्टिपात करना है | 

जिन छोगेंके हाथसे छिनकर स्व॒राज्य मिठा है, बह मनु भगवानने कहा है-- 

हमारे स्वाभाविक जीवनके विकासके लिये सर्ववा सङ्घ परवशं दुः्खं सर्वमात्मवशं खुखम्‌। 
प्रतिकूल और असहायक है । अंग्रेजोंका सम्पर्क हमारी पतद्‌ विद्यात. समासेन लक्षणं खुखडुःखयोः ॥ 
भौतिक बृद्विके लिये सहायक रहा हो, परंतु हमारे (४। १६० ) 
नैतिक जीवनके लिये वह सर्वथा घातक सिद्ध हुआ । नीतिकार बिष्णुशर्माने कहा है-- 

आजतक भी हम उस टका-पंथी सम्यताके विमय बिद्या द्दाति विनयं विनयाद्‌. याति पात्रताम्‌। 
प्रभावसे नहीं छूट रहे (हैं, प्रत्युत भूतकी तरह वह पात्रत्वाद्‌ धनमाम्नोति धनादू धर्म ततः खुखम्‌॥ 
हमें अधिक वेगसे आक्रान्त कर रहा है, जितना वह फ़िर मनुने कहा है-- 

अंग्रेजोंके समक्षमें कमी नहीं कर पाया था| ऐसी लोकोक्ति यमान सेबेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 

भी है कि शत्रु पड़ोसीका मृतात्मा अगतिक रहकर यमान पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवछान भजन्‌ ॥ 
पड़ोसीके लिये अधिक दुःखदायी होता है । इस (४।२०४) 
सम्बन्धमें सबसे अधिक वेमेछ वात यह है कि अभी उपयुक्त तीन शोकॉमें भारतीय जीवनका ळक्य 
हमारे देशका ' शासन-सूत्र जिन लोगोके हाथमें है, ऐहलीकिक एवं पारलौकिक डिसे संक्षेपमै बतला दिया 
उनमें अधिकतर ऐसे ही छोग हैं, जिनका जीवनक्रम गया है । सारार्थ यह है. किं ब्रिद्योपार्जनके द्वारा 
और बिचार-शैडी इस देशके लिये अधिकांशतः प्रतिकूल समाजमें पात्रता ( मान्यता ) प्राप्त करके न्याययुक्त मार्गसे 


` है। वे देशवासियोंको सुखी बनानेके लिये जो-जो कार्य- घनोपाजन करके भोजनाच्छादनसे अवशिष्ट धनको 


क्रम काममें ठा रहे हैं और जिस विचारथाराका प्रचार मनुष्य धार्मिक कामोमें ब्यय करनेसे ही सुखी हो सकता ' 
कर रहे हैं, वह सर्वया शुद्ध भारतीय ढंगकी नहीं है. है, धनको केरळ शारीरिक सुखमें ळगानेसे और अपने 
और देशवासियोंके जीवनमें उलझन पैदा कर रही है । पड़ोसियोंको तरसानेसे अयवा उन्हें विपत्तिम भी सहायता 
ये हमारे नेता पाश्चात्त्य त्रिचारधाराकी भारतीय विचार- न देकर कोई मनुष्य सुख एवं शान्ति नहीं प्राप्त कर 


शसरे 
घाराके साथ बेमेल खिचड़ी पका रहे हैं | अतः बिशुद्ध सकता । पडोसियोसे त्रिरक्त अधत्रा उनकी सहातुमूतिसे जञा 
भारतीय जीवनपद्धतिके पोषक विचारवाले भारतीयोंका रहित व्यक्ति शारीरिक सुखके अपार साधनसे सम्पन्न व 


कर्तव्य है कि यथासमय वे भारतीय जीवनादशकी रहते इए भी मानसिक सुख कदापिं प्राप्त नहीं कर 
पुष्टिमें आवाज बुळन्द करें | यदि वे आळस्य एवं सकता, जैसे तोंदवाळा मनुष्य स्वस्थ नहीं कहा जा 
प्रमादमें पड़े रह गये तो देशमें अनाचार और अत्याचार, सकता "। मानसिक शान्तिके अभाव शारीरिक सुख- 


` की शीघ्र ही इतनी अधिकता हो जायगी कि ऋषियोंका की कोई गणना नहीं है | बड़े-बड़े सेठ-साइूकार छोग पेक 
यदद देश र एकचारगी के पुन; भा बचत छोगेका सात. दाता हित -धनोपर जन की. नुयी: जयी चिन्ता निम्न रहकर 


११४८ 


बड़े बेचैन रहते हैं । उन्हें न नींद आती है और न 
भोजन रुचता है| दूसरी ओर एक संतोषी व्यक्ति 
सूखारूखा भोजन और मोटागाढ़ा कपड़ा शरीराच्छादन- 
मात्र प्राप्त करके शुद्ध नैष्ठिक और स्वस्थ जीवन बिताते 
हुए समाजमें आदरणीय और परलोकभीरु रहते इए 
शान्तिमय बाताबरणमें अपना समय बिताता है । 
अपनी इस तुच्छ आवश्यकताके लिये उसे किसी 
दूसरे मनुष्यपर मरोसा नहीं करना पड़ता । कहीं 
यात्रामै भी गया तो धोती, अँगोछा, आसन और जळपात्रके 
अतिरिक्त उसके पास कोई सामान ( ]प222४26 ) 
नहीं, जिसे ढोनेके लिये कुलीकी आवश्यकता पड़े। 
किसीके घर अतिथि भी बना तो ऐसे व्यक्तिके लिये 
मात, रोटी, दाल और साग-भाजीके अतिरिक्त चाय, 
बिस्कुट, मिठाई और मोहनमोगके आयोजनकी आवश्यकता 
नहीं । ऐसे ही अतिथिके सत्कारका विधान गृहस्थोंके 
लिये नैत्यिक पञ्चमहायजञोके अन्तर्गत किया गया है | यदि 
प्राचीन काळके सादे जीवनवाले, अल्प आयवाले गृहस्थोंको 
आजकलके खराजी मन्त्रियोंका सत्कार करना पड़ता तो 
एक बारमें ही उनका दिवाला निकल जाता । इस देशमें 
शासत्रकारों और ऋषियोंने मनुष्य-जीवनके सुखका रहस्य 
यही बतळाया था कि बिना किसी दूसरे व्यक्तिको क्षति 
पहुँचाये अपने हाथ'पैर हिळानेसे जो वस्तु सुविधापूर्वक 
प्राप्त हो सके--उतनेसे ही जीवन-निर्वाह करना । जिस 
बस्तुके अर्जनमें दूसरेके श्रम या दूसरेके पैसेका प्रयोजन 
पड़े, उस वस्तुसे दूर रहनेमें ही कल्याण है । दूसरेको 
चकमा देकर, ठगी अथवा चोरीसे येन-केन-प्रकारेण पैसा 
बनाकर अपने सुख-साधनको जुटाना लोग परम हेय समझते 
थे | समाजमें ऐसे छोगोंकी पूछ नहीं थी । ब्रह्मचारी ऐसे 
लोगोंके द्वापर भिक्षाटनके लिये नहीं जाते थे और न 
अतिथिं उनका सत्कार खीकार करते थे । आज समाजमें 
और सरकारमै चोर और भळामानस एक समान ही 
आदर पा रदे हैं, यदि उनके पास पैसा हो, वे चंदा दे 


~ 


कल्याण 


TTT 


[ माग ३१ 


सकते हों और अधिकार्यिको दावतें दे सकते हों । “टके 
सेर माजी और वके सेरखाजएका बाजार छग रहा है। 
सबसे सूक्ष्म रहस्य भारतीय जीवनका था--यम- 
नियमका सेवन | नियमकी अपेक्षा भी यमको अधिक महत्तर 
दिया गया है । यमके पाँच ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह ) अङ्गेमें हमें यहाँ अपरिग्रहकी 
विशेषरूपसे चर्चा करनी है। यों तो वे सारे अन्योन्या- 
श्रित हैं, पर अपरिग्रहका स्थान देशके नये निर्माणमें 
सर्वोच्च है | इसका तासर्य है- व्यर्थ वस्तुका संग्रह 
नहीं करना । जितनेसे तत्काळ काम चळ सके, उतनेका ही 
संग्रह करना और अन्ततोगत्रा जीवनकी आवश्यकताको 
क्रमशः कम करते जाना, ताकि संन्यासाश्रममें ममताशून्य 
होकर ठँगोटीको भी त्याग देनेमें कष्ट प्रतीत न हो और 
अन्तमें शरीरके त्यागमें कष्ट न हो । यह नित्यके अम्यासका 
विषय माना गया था| इसमें क्रम ( ४८4१५६६०० ) का 
हिसाब रखा गया था | जितनी ही कम सामग्रीसे जो 
व्यक्ति अपना जीवन-निर्वाह कर -सकता था, उतना ही 
वह समाजमें आदरणीय समझा जाता था | नारदबाबा दिन- 
रात सर्वत्र घूमते थे, पर न तो उन्हें बेडहोल्डर चाहिये 
था और न कोई सामान ढोनेवाढा कुळी । चाणक्यकी 
झोपड़ीमें लोढ़ा, सिङ और कमण्डलुके सिवा कोई वस्तु 
नहीं थी। यह थी हमारी सम्यता, जिसकी नांव गुरुके 
आश्रममे ही दी जाती थी। दूसरी ओर पश्चिमकी 
सम्यतामें, उसके अर्थ-शात्रके सिद्धान्तोमिं जीवनकी 
आवश्यकतार्ओको क्रमशः बढ़ानेकी प्रेरणा दी जाती है, 
( Create your wants and try to meet them )। 
बड़े दुःखकी बात है कि हमारे आधुनिक नेता- 
गण अपने देशके इस जीवन-रहस्यको न समझ- 
कर या समझते हुए भी उसका तिरस्कार करके 
गांधीजीके जीवनादशोकी इत्या करते हुए जनताको 
अंधा-धुंध जीवनके स्तरको ऊँचा करनेकी सीख-दे रहे 
हैं । इस लेक्चरबाजीमें आयॉका कर्म-विपाकका सिद्धान्त 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


0000 त फक 
~ त क कद = Sos aes oa 


संख्या ८] 


आया 


११४९ 


= 


ताकपर रख दिया जाता है और सब मनुर्ष्योको एक 
समान सुखी बनानेकी नित्य नयी-नयी योजना बनायी 
जा रही है । द्रव्योपाजनकी होड़ ठगी हुई है | किसी 
भी उपायसे हो ( 87 fair or foul means ) रुपया 
हासिठ करना चाहिये | जो ढोग अधिकारके पदपर 
पहुँचे हुए हैं, वे प्रजाकी कमाईका काफी पैसा वेतन 
और भत्तेके रूपमें पा रहे हैं | ठाटकी जिंदगी बिता रहे 
हैं । आलीशान महलोंमें रए रहे हैं| उनके लड़के 

लड़कियाँ सर्वश्रेष्ठ विधाल्योंमें शिक्षा पा रहे हैं | उनके 
लड़के-छड़कियोंके विवाहमें राजा-महाराजाओं-जैसा ठाट 
होने लगा है । कांग्रेसी शासनके अधिकारियोंमिं बहुतेरे 
ऐसे लोग हैं, जो बहुत ही सामान्य स्थितिमें कठतक थे; 

उनका यह राजसी ठाट साधारण जनतामें ईर्ष्या पैदा 
कर रहा है। और दूसरी ओर जमींदारोंकी जमींदारी 
कानूनके द्वारा छीनकर उन्हें बात-की-बातमें भिखारी 
वना दिया गया है | यह आर्थिक उळट-फेर किया गया है 
गरीबों और दळितोंको ऊँचा उठानेके नामपर | पर 
ऐसा कुछ होता दीखता नहीं । भाग्य और किस्मतका 
खेळ यहाँ भी लगा हुआ है, वेल हमारा बिचार गंदा 
किया जा रहा है। हमारे दर्शन और स्मृतियोंके कल्याण- 
कारक सिद्धान्तोंका गला धोटा जा रहा है । हमारी 


तृप्णाका मुँह विस्तृत किया जा रहा है, हमारे जीवनको 
अशान्त और बेचैन बनाया जा रहा है । धन और धनः 
से सुख सवके भाग्यमें नहीं लिखा रहता | धन और 
शारीरिक सुखके लिये शाश्वत धर्मका त्याग मनुष्यको 
कभी नहीं करना चाहिये । “सुख-दुःख अनित्य भौर 
क्षणिक हैं | केवळ धर्म ही एक नित्य वस्तु है, जो 
मनुष्यके देह-त्यागपर भी साय जाती है. ।? इस भारतीय 
अमर सिद्धान्तका तिरस्कार जितना अभी हो रहा है, 
फळतः जितना अनाचार, चोरी, डकैती, घूसखोरी आदि 
अभी समाज और शासनमें दृष्टिगोचर हो रहा है, उतना 
कभी नहीं था । देशका इतिहास इसका साक्षी है । 

देशके विचारशीळ नेतागणोंको इस परिस्थितिपर ” 
ध्यान देकर देशवासियोंके समक्ष अपनी प्राचीन सभ्यता 
और संस्क्रतिके अनुकूल आर्थिक एवं नैतिक योजनाओंका 
कार्यक्रम रखना चाहिये । उसमें सर्वप्रथम उन्हें अपना 
जीवन भारतीय ढंगका, गांधीजीके ढंगका : बनाना 
चाहिये | गांधीजी आज जीवित होते और चाहते तो 
किसी भी पदको विभूषित कर सकते थे, इसे हमें 
भूळना नहीं चाहिये । कौन जानता था उनके देशवासी 
इतनी जल्दी उनकी बार्तोको भूछ जायेंगे | अब भी 
सम्हळनेका समय है । 


ट ~ 


SEE — 


आशा 


स्यामघन कय वरसैगो आय ? 

कच अमिळन संताप मिटेगो, विरह निदाघ नसाय ? 

कव मम मन-मयूर नाचेगो, उर आनद न समाय ? 
चित चातक चहकि उडैगो, स्याम खाति-जछ पाय ? 

स्याम-मिलन विदु कछु (नहि भावै, कछु नहि मोहि सुहाय । 

स्याम-मिळन रस ही साँचो रस जीवन मै सरसाय॥ 


2 nd 


SEE 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


अश्र 


:.../.... एक योगीकी इच्डामत्यु 


[ सत्य घटना ] 


( छेखक--शीविश्वामित्रजी वर्मा ) 


` (यह सृश्िका सनातन एवं दैवी सत्य है कि कोई भी 
प्राणी अपनी इच्छासे नहीं जन्मा है, अपनी इच्छासे 
नहीं जीता और न अपनी इच्छासे कोई मरता है । 
जन्म और मृत्यु तो सष्टिका विधान है । कोई जान- 
बूझकर मरना नहीं चाहता और मरना चाहे भी तो 
'सहजमावसे इच्छामात्रसे मर नहीं सकता, आत्महत्या 
करना दूसरी बात है | मृत्यु दो प्रकारकी होती है, एक 
¬ पूरी, दूसरी अधूरी | संसारी प्राणी प्रायः अधूरी मल्युसे 
ही मरते हैं--अथोत्‌ शरीर इब या जळ जानेसे, बिजली 
या विके प्रभावसे, दिल या दिमाग "फेल? हो जानेसे, 
अर्थात्‌ शरीर जीर्ण होकर इन्द्रिय-संचाल्नशक्ति-शून्य 
हो जानेसे अथवा किसी आकस्मिक कारणसे अनिच्छा- 
(पूर्वक । जीनेकी इच्छा रहते हुए भी छाचारीसे मर जाना 
„दी अधूरी मृत्यु है। पूरी मृत्यु दै खस्थ सहज प्रयाण। यह्‌ 
“बिरे योगियोको ही प्राप्त होती है और यह योग 
“किसी विशेष शा्ज-अध्ययन अथवा गुप्त कठोर साधनसे 
प्राप्त होनेवाला नहीं | योगीके लिये यह अत्यन्त आवश्यक 
नहीं कि वह विद्वान्‌ हो । यहाँ हम एक निरक्षर योगी- 
की इच्छामृत्युका खल्प परिचय देंगे। 
साधु-जीत्रनमें इनका प्रचलित नाम नागा ( निर्मोही ) 
महाबीरदास था । मध्यप्रदेशमें कटनीके पास त्रिजय- 
राघत्रगढ़ इनकी जन्मभूमि एवं निवासस्थान था। ये ब्राह्मण 
थे, विवाहित थे और इन्हें एक कन्या भी हुई थी; 
परंतु काळान्तरसे ख्नी एवं पुत्रीकी मृत्यु हो जानेपर गृह- 
जंजाळ अकेले न सम्हाल सकनेके कारण, अथवा 
गृह-जंजाल चलाना अब व्यर्थ समझकर इन्होंने सब 
कुछ त्याग दिया और साधु हो गये। साधु-संगतिमें अनेक 
स्थानोंका भ्रमण करते हुए इन्होंने बम्बई, अहमदाबाद 


ली 


आदि स्थानेमि काळ बिताया | अत्रसे लगभग चाळीस 
वर्ष पूर्व ये रमतेरमते डभौरा ग्राम ( मध्यरेलवे स्टेशन 
डभौरा, जिला रीवोँ, विन्ध्यप्रदेश ) आये और नदी- 
किनारे एक जीर्ण-शीर्ण शिवाल्यको देख उसीमें अपना 
डेरा छगाया | आस-ासके गाँचमि फसल तैयार होनेपर 


ली? माँगकर गुजर करने छगे। समयान्तरसे प्रयतत, 


और उद्योगसे जीर्ण मन्दिरको सुधारा, एक सुन्दर बगिया 
'छगायी, एक-दो शिष्य भी मिल गये और कुछ कृषिभूमि 
मी प्राप्त की । अब उनका अखाड़ा जम गया और खयंके 


'परिश्रमप्ते एक नया मन्दिर बनाया । .समय-समयपर 
` भजन-कीर्तन और दैनिक पूजा-आरती होने छगी । 


बाबा वास्तवमें निरक्षर थे और उनकी बोल-चालकी 
भाषा भी ग्रामीण थी । वे योग-विषयमें कुछ जानते थे 
या नहीं, अथवा उन्होंने कभी कुछ योगसाधन किया था या 
नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता;- क्योंकि उनसे कर्म 
योग-चर्चा नहीं सुनी गयी । । 


मेधावी मानवने आकाश-पाताल चीरकर भयानक 
भौतिक ज्ञान और साधनोंका उपार्जन किया है; परंतु 
आश्चर्य और खेदका त्रिय है कि वह अपने जन्म, 
जीबन और मृत्यु कुछ भी नहीं जान पाया है । 
मनुष्य मनुष्यको अति निकट रहकर भी नहीं 
पहचान पाया है| हमारे जीवनमें कितने ही छोगोंका 
दीर्घकालिक अति निकट एवं घनिष्ठ सम्पर्क होता है; 
फिर भी हृदय एवं मनकी संकीर्णताके कारण हम 
परस्पर कोसों दूर एवं अपरिचितकी भाँति होते हैं. । इस 
नगरमे बाबाके त्रिषयमे यही वात चरितार्थ होती है कि 
चालीस वर्षके सम्पकमें कोई उन्हें न पहचान पाया, 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


toe 


संख्या ८] 


चन्द 
एक योगीकी इच्छीमृत्यु ति 


११७१: 


TI 


और अब मरनेके बाद समझदार छोगोंने जाना और 
कहा कि “बाबा योगी था |? 

उनकी आयु पचासी (८५) वर्षकी हो चुकी थी । 
यद्यपि वे आहार, संयम, व्यत्रहार और नियमके निष्पक्ष 
एवं कठोर पालक थे, फिर भी शरीर अपने धर्मके 
अनुसार जीर्ण हो चला था | इतनेपर भी वे चळते- 
फिरते-बोळते थे । उन्होंने अपने शिष्यसे कहा कि "मठ 
( जगदीश-मन्दिर, अहमदाबाद ) के अमुक-अमुक 
भाइयोंको तार भेज दो, वे जल्दी मेरी जगहपर आ 
जायैँ; मेरा अन्तिम समय है, मैं अब इस शरीरको छोडुँगा |? 

वास्तवमें ऐसी बात कोई कहे तो लोग विश्वासं न 
करके उपहास करते हैं कि भला अपनी मृत्युको भी 
कोई जान सकता है | अपनी इच्छासे भी कोई मर सकता 
है ! अस्तु, शिष्यने तार दे दिया और एक गुरुबन्धु 
वहसे आ भी गये । 

मेरा, उनसे घनिष्ठ प्रेम था और उनकी वात 
सुनकर मैं उनके दर्शन करने गया एबं कुछ उपचार 
बताने लगा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “अत्र तो 
“तैयारी है । उपचार या किसी भी वात या बस्तुकी 
आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना या होना था, अब- 
तक सब हो गया | हमने आपसे जो कुछ कहा-सुना 
हो, उसके लिये क्षमा करना |? 

वे बैठे हुए थे, प्रयाणकी तैयारीमें | उनका यह 
उपवासका छठा दिन था । उन्होंने मुझे सप्रेम बैठने- 
का आदेश दिया और प्रेमपूर्येक कुछ वार्ता करने छगे। 
मैं गम्मीरतापूर्वक उनकी इस 'प्रयाणशतैयारीकी बात 
एवं साधनापर विचार करने ळगा । | 

उपबासके दूस दिन पूरे हो जानेपर, ग्यारहबें दिन, 
ठीक एकादशी (फाल्गुन शुक्ल, सं० २०१४ वि० ) को 
ब्राह्म मुहूर्तमे उन्होंने अपने शिष्यसे कहा, “मुझे बैठा दो और 
देखो क्या होता है |? रिष्यद्वारा बैठा दिये जाने- 


पर उन्होंने “आदौ राम तप्रोवनादि गमतम्‌? एवं 
«आदौ देवकिदेवः इत्यादि सुनानेको कहा, फिर कुछ. 
कीर्तन करनेको । 

लोग वावाके आदेशके अनुसार इसी पाठ एवं 
कीर्तनमें ळग गये, उसी समय बाब्राने “प्रयाण? कर. 
दिया । किंसीको आभास न हो पाया कि वाबाके 
कथनका तात्पर्य क्या था और क्या “देखना? है, 
“क्या होगा |? 
. बाता कई दिन पहलेसे कह रहे थे कि मुझे लेनेके 
लिये खाली त्रिमान आते हैं, लौट जाते हैं; मेरा बुळावा 
है, मुझे जाना है, मुझे गङ्घाजी ले चलना, गङ्गाजी ले 
चळनेकी तैयारी करो । 

परंतु उन्हें गङ्गाजी न ळे जाया जा सका | यहाँ- 
से यमुनाजी, मऊघाट ( जिला बाँदा ) ले जाकर 
वहीं विसर्जन करना पड़ा | नाविकोंने कहा, “नावम मुर्दा 
ले जानेसे हमें जातिसे बहिष्कृत कर दिया जायगा, 
भोज छगेगा |? 

बाबाके प्रयाणके परचात्‌ तेरहवें दिन स्थानीय 
ब्राझण-पखिरोमेसे एक-एक व्यक्तिको मिश॒न्न भोजकी 
व्यवस्था करके निमन्त्रण दे दिया गया । किंतु जहाँ गिने- 


“गिनाये व्यक्तियोंके लिये परिमित भोजन-सामग्रीकी 


व्यवस्था की गयी थी, वहाँ एक घरसे एक व्यक्ति आनेके 

बदले, तीन-तीन, चार-चार आये | उनकी ऐसी योजना 

हो चुकी थी कि ऐसी दरशामें सामग्री पूरी नहीं पड़ेगी 

और बाबाके नामपर अखाडेका उपहास हो जायगा | 

फिर भी सब्र लोगोंने पेटमर खाया और सामग्री दूसरे 
दिनके अन्य व्यक्तियोंके भोजके लिये काफी मात्रामे 
बच गयी । यह कोई चमत्कार था अथवा क्या रहस्य 
था, कोई न जान पाया । | 

अब कैहते हैं, “बाबा योगी था |? 


संसारकी यह कितनी विचित्र बात है, अति निकट 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७ SS 
Rn चल ` 
0002 NN E 


225 स धन न न 
क ED ONIN ना 
११५२ . ` , _ और -- २४ षंल्याण 


पहचान पाता; बरं तिरस्कार करता है, उपहास करता है. ' उदाहरण हैं । 


` और मर जानेके बाद उसकी पूजा करता है, उसके 


` बाबाके विषयमें कोई विशेष पूर्व-बत्त अथवा उनका 


जीवनसे शिक्षा एबं प्रेरणा लेता है, उसका प्रचार “फोटो' प्राप्य नहीं है। उनकी आक्कति, यदि किसीने 
करता है, उसकी समाधि बनाता है और उसपर फूल इलाहाबादके खर्गीय “हंडियाः बाबाको देखा हो, 


चढाता, धूप जळाता है । विशेषकर महापुरुषोके 


उन्हींकी-सी समझनी चाहिये । 


— SD 


भेंट 
[ गद्यगीत] 
( ठेखिका- श्रीदिनेशनन्दिनी डालमिया ) 


ए गोपकुमार, में तेरा क्या प्रिय साधूँ १ 


यमुनाकी गहन नीलिमा और धरित्रीकी उज्ज्वल 
हरीतिमाके अणुओंके संयोगसे एक नवीन खप्न-लोकका 
निर्माणकर उसके रिक्त सिंहासनपर तेरा राज्याभिषेक 
कर देती; परंतु चराचरका तू पहलेसे ही एकमात्र 
खामी है, फिर महिपालेके महिपाल | 

अपने ठघु उपहारसे तुझे कैसे छुमाऊँ ? 


बैशाख और ज्येष्ठकी कडी धूपमें निराहार रह, 
पञ्चाम्नि घघका उसकी निइचळ लंबी छपर्टेमें इस कनक- 
वपुको तप्तकर, सावन-भादोंकी घनघोर वर्षा और 
आँधीको पारिजातकी श्रीसुषमा-से सुकुमार शरीरपर 
सहर्ष झेल, 

पूस-मासकी ताड़का-सी रातोंको तारा-प्रतिबिम्बित 
आकण्ठ जलमें बिता, 


प्रत्रझ परमेश्वरको अपने कठिन तपसे प्रसन्नकर 
तेरे लिये देवदुर्छम अमरताका वरदान प्राप्त करती; 
किंतु-हे पुरुषोत्तम ! वेदोंने कल्पारम्भसे तुझे “अक्षर? 
कहकर सम्बोधित किया है, फिर क्या मेरा यह प्रयास 
हास्यास्पद न होगा ! 3 

ओ अगमकी अक्षय निधिं | ,ररघननीलाभ ! 
मेरी असफलता और अमरताके प्रतीक | अखिल 


` मानव-भावनाओंके चिर सत्य | इस अकथ वेदनाके 
परिपूर्ण परमानन्दैकरस-सार कृष्ण कमळको जो मेरी | 


हृदय-भूमिमें सहज ही प्रस्फुटित हुआ है, आज तोड़ 
तेरे पादारविन्दोमें तब प्रीत्यर्थ समर्पणकर कृतकृत्य हो 
जाने दे | 


क्योंकि रबिनन्दिनीकी सीमित इष्टिका संकेत है 
कि मायापतिकी क्षेमकरी सृष्टिमें उक्त विभूतिसे 


` बढ़कर तेरे योग्य अन्य कोई भेंट नहीं ! 


०.” ० CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. [भाग ३१ 


र घनिष्ट त मरको नहीं. नयम पढी :दोता है । सुदनाद और सा इसके विर सम्पर्कमे रहकर भी मानत्र मानवको नहीं विषयमें यही-होता है । मुहम्मद और ईसा इसके विशेष 


एनड्यक के 


